मसुद्रक तथा प्रकाशक 
घनश्यामदास जालान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं० १९९४ से २००४ तेक २४,२७० 
सं० २००६ सप्तम संस्करण १९०५००० 
सं० २००७ अष्टम संस्करण १५,००० 


चुढठ ४९,२५० 


मूल्य ॥-) नो आना 


पता-गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


का 
निवेदन 

.. श्रीइन्द्रदेवनारायणजोद्वारा अनुवादित इस कवितावलीके 
अनुवादको संशोधन करनेमें श्रीयुत मुनिलालजी एवं सम्मान्य 
पं० श्रीचिम्मनलालजी गोखामी एम्‌० ए०, शास्त्री, सम्पादक 
कल्याण-कल्पतरुने जो परिश्रम किया है, उसके लिये हम 
उनके हृदयसे कृतज्ञ हैं । 

प्रकाशक 


विषय 


बालकाण्ड 
१-बालरूपकी झांकी 
२-बाललीला हर 
३-धनुयजञ्ञ ड़ 
४-परशुराम-लक्ष्मण-संवाद 
अयोध्याकाण्ड 
+५-वनगमन 
६-गुहका पाद-प्रक्षाऊन **' 
७-वनके मार्गमें 
८-चनमें 
अरण्यकाण्ड 
९-मारीचानुधावन 
किष्किन्धाकाण्ड 
१०--समुद्रोछ्लड्टन 9 
सुन्द्रकाण्ड 
११-अशोकवन 
१२-लंकादहन 
१ ३-सीताजीसे बिदाई 
१४-भगवान्‌ रामकी उदारता 
लकाकाण्ड 
१५-राक्षसोंकी चिन्ता 
१६-त्रिजटाका आश्वासन * 
१७-समुद्रोत्तरण 
१८-अज्भदजीका दूतत्व 
१९--रावण ओर मन्दोंदरी *** 
२०-राक्षस-वानर-संग्राम 


श्रीहरि: 


विषय-सू ची 


पृष्ठ 


* २९ 


380६ 
* ४१ 
७ 


धरे 


"5 हक 
 दद 
६९ 
* ७१ 


७६ 


* ८६ 


विषय पृष्ठ 
२१-लक्ष्मण-मुर्च्छा ९९ 
२२-युद्धका अन्त / १०२ 
उच्तरकाण्ड 

२३-रामकोी कृपाछता ' १०५ 
२४-केवल रामहीसे मांगी १२० 
२५-उद्धो घन ' श्र३ ' 
२६-विनय "९ १२५ 
२७-रामप्रेम ही सार है *** १२६ 
२८-नाम-विश्वास “7 १४१५ 
२९-कलिवर्णन **- १५५ 
हे ०-रामनाममहिमा ' १५८ 
३१-रामशुणगान “** १७२ 
३२-रामप्रेमकी प्रधानता *** १७५ 
३३-रामसक्तिकी याचना " * * १७९ 
३४-प्रभुकी महत्ता और 

दवालठ्ता / १८२ 
३०-गोपियोंका अनन्य प्रेम १८७ 
२३६-विनय हज 828 
३७-सीतावट-वर्णन * १९१ 
३८-चित्रकूट-वर्णन * १९१ 
२९-तीथराजसुषमा * १९५ 
४०-श्रीगल्भा-माहात्म्म *** १९६ 
४१-अन्नपूर्णामाहात्य *** १९८ 
४२-शड्ूर-स्तवन हा टिट 
४३-काशीमे महामारी *'“ २१३ 
४४-विविध -** २२० 


-०-च्यह७ हु लाकर." 





श्रीसीताराम 


॥९-॥ 


3३.० 


श्रीसीतारामार्भ्यां नमः 


कावितावली 


बालकाण्ड 


“५० 0७८०0५०--- 
रेफ आत्मचिन्मय अकछ, परतरह्म पररूप | 
हरि-हर-अज-बवन्दित-चरन, अगुण अनीह अनूप || १ ॥ 
बालकेलि दशरथ-अज़िर, करत सो फिरत सभाय । 
पदनखेन्दु तेहि ध्यान घरि, विरचत तिलक बनाय || २ ॥ 
अनिलसुबन पदपझ्यरज, प्रेमसहित शिर धार। 
इन्द्रदेव. टीका सचतः कवितावछी उदार || ३ || 
बन्दों श्रीतुलढ्सीचरन-नल अनूप दुतिमाल | 
कवितावलि-टीका छसे कवितवावलि-वरमाल || ४ ॥ 
बालरूपकी झाँकी 
अवधेसके ढ्वारें सकारें गई सुत गोद के भूपति ले निकसे । 
अवलोकि हों सोच बिमोचनको ठगि-सी रही, जे न ठगे धिक-से॥ 
+ + + कक # 
तुलसी मन-रंजन रंजित-अंजन नेन सुखंजन-जातक-से | 
मेमें कर) का 
सजनी ससिमे समसील उभे नवनील सरोरुह-से बिकसे ॥?॥ 


| एक सखी किसी दूसरी सखीसे कहती है--..] मैं सबेरे 
अयोध्यापति महाराज दशरथके द्वारपर गयी थी। उसी समय 
महाराज पुत्रकों गोदमें लिये बाहर आये। में तो उस सकल- 
शोकहारी बालककों देखकर ठगी-सी रह गयी; उसे देखकर जो 


कवितावली ६ 
कि 3 

मोहित न हों उन्हें घिककार है उस्त बालकके अज्न-रज्ञित मनोहर 
नेत्र खन्नन पक्षीके बच्चेके समान थे हे सखि ! वे ऐसे जान 
पड़ते थे मानो चन्द्रमाके भीतर दो समान रूपवाले नवीन नीछ- 
कमल खिले हुए हों । 


पंग नूपुर ओ पहुँची करकंजनि मंजु बनी मनिमाल हिएँ। 
नवनील कलेवर पीत झँगा झलक पुलकें नृपु गोद लिएँ॥ 
अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु अनंदित लोचन-भूंग पिएँ । 
मनमो न बस्यो अस बालक जौं तुलसी जगमें फल कोन जिएँ॥२॥ 
उतत बाल्कके चरणोंमें डुँघुरू, करकमढोंमें पहुँची और 
गलेमें मनोहर मणियोंकी माल्या शोभायमान' थी । उसके नवीन श्याम क्‍ 
शरीरपर पीछा झँगुला शेठकता था। महाराज उसे गोदमें लेकर 
हो रहे थे | उसका मुख कमलके समान था, जिसके रूप- 
मकरन्दका पानकर [ देखनेवालोंके ] नेत्ररूप भौंरे आनन्दमग्न हो 
जाते थे | श्रीगोसाईजी कहते हैं-“-यदि मनमें ऐसा बालक न बसा 
तो पंसारमें जीवित रहनेसे क्‍या छाम है ? 


तनकी दुति स्थाम सरोरूह ढोचन कंजकी मंजुलताई हरें। 
अति सुंदर सोहत धूरि भरे छबि भूरि अनंगकी दूरि घरें॥ 
दमकें दतियाँ दुति दामिनि ज्यों किलकें कल बालबिनोद करें | 
अवधेसके बालक चारि सदा तुलसी-मन-मंदिरमें बिहरें ॥३॥ 
... उनके शरीरकी आमा नीलकमलके समान है तथा नेत्र कमल- 
की शोभाको हरते हैं | धूलिसे भरे होनेपर भी वे बड़े सुन्दर जान 
पड़ते हैं और कामदेवकी महती छबिकों थी दूर कर देते हैं । उनके 
नन्‍हे-नन्हे दाँत बिजलीकी चमकके समान चमकते हैं और वे 


5, यालकाण्ड 


किल्क-किल्ककर मनोहर वाललीराएँ करते हैं | अयोध्यापति महाराज 
दशरथके वे चारों बालक तुल्सीदासके मनमन्दिरमें सदेव विहार करें। 
बाललीला | 
कबहूँ ससि मागत आरि करें कबहूँ ग्रतिबिंब निहारि हरें। 
कबहूँ करताल बजाइके नाचत मातु सबे मन मोद मेरें 
कबहूँ रिसिआह कहें हठिके पुनि छेत सोई जेहि लागि अरें। 
अवधेसके बालक चारि सदा तुलसी-मन-मंदिरमें बिहरें ॥४॥ 
कमी चन्द्रमाकों माँगनेका हठ करते हैं, कभी अपनी परहछाहीं 
देखकर डरते हैं, कमी हाथसे ताली बजा-बजाकर नाचते हैं जिससे 
सत्र माताओंके हृदय आनन्दसे भर जाते हैं। कमी रूठकर 
हृठपूवंक कुछ कहते ( माँगते ) हैं और जिस वस्तुके लिये अइते 
हैं उसे लेकर ही मानते हैं | अयोध्यापति महाराज दशरथके वे चारों 
लक तुठ्सीदासके मन-मन्दिरमें सदेव विहार करें । 


बर दंतकी पंगति कुंदकली अधराधर-पछव खोलनकी । 
चपला चमके घन बीच जगे छबि मोतिन माल अमोलनकी ॥। 
घुँघुरारि लटें लठकें मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलनकी । 
नेवछावरि ग्रान करे तुलसी बलि जाउँ लला इन बोलनकी ॥५॥। 

कुन्दकलीके समान उज्ज्बच्वणे दन्‍्तावढी, अधरपुर्णका खोलना 
और अमूल्य मुक्तामालाओंकी छवत्रि ऐसी जान पड़ती है मानों 
स्याममेघके भीतर बिजली चमकती हो | मुखपर घुँघुराली' अलकें 
ल्टक रही हैं | तुलसीदासजी कहते हैं--छह्छा ! में कुण्डलॉकी 
झलकसे सुशोमित तुम्हारे कपोलों और इन अमोल बोरलॉपर अपने 
प्राण न्यौछातर करता हूँ । 


कवबितावली ८ 
पदकंजनि मंजु बनीं पनहीं, धनुहीं सर पंकज-पानि लिए | 
लरिका संग खेलत डोलत हैं सरजू-तट चोहट हाट हिएँ॥ 
तुलसी अस बालक सों नहि नेहु कहा जप जोग समाधि किए | 
न॒र वे खर खकर खान समान कही जगमें फल कोन जिएँ ॥६॥ 
// उनके चरणकमलोंमें मनोहर जूतियाँ सुशोमित हैं, वे 
करकमलोंमें छोठ-सा घनुष-बाण लिये हुए हैं, बालकोंके साथ 
सरयूजीके किनारे, चौराहे और बाजारोंमें खेलते फिरते हैं। 
तुल्सीदासजी कहते हैं--यदि ऐसे बालकोंसे प्रेम न हुआ तो 
बताइये ज़प, योग अथवा समाधि करनेसे क्‍या छाम है £ वे छोग 
तो गधों, शूकरों और कुत्तोंके समान हैं, बताइये संसारमें उनके 
ज़ीनेंका क्या फल है ! 
सरजू.बर तीरहिं तीर फिरें रघुबीर सखा अरु बीर सबे | 
धनुहीं कर तीर, निषंग कसें कटि पीत दुकूल नवीन फबे॥ 
तुलसी तेहि ओसर लावनिता दस चारि नो तीन इकीस सबे । 
सतिभारति पंगु भई जो निहारि बिचारि फिरी उपमा न पबै॥»॥ 
“" श्रीरघुनाथजी, उनके सखा और सब भाई पवित्र सरयू नदीके 
- क्िनारे-किनारे घूमते फिरते हैं | उनके हाथमें छोटे-छोटे घनुष-बाण 
हैं, कमरमें तरकस कसा हुआ है और शरीरपर नूतन पीताम्बर सुशोमित 
हैं. । तुलसीदासजी कहते हैं-श्रीशारदाकी मति उस समयकी सुन्दरताकी 
ज्रंपमा चौदहों भुवन, नवों खण्ड, तीनों लोक और इक्कीसों ब्रह्माण्डॉमे 
जुँष विचारपृवंक खोजनेपर भी नहीं पा सकी तब कुण्ठित हो गयी&। 


हि 2. आओ अहम जज किक मिश्र लिमिट लि जन किमी डक कि 
# उस समय शोभाकी उपमा पानेके लिये शारदा दर्सों यामरू-तन्त्र, 
चारों उपवेद, नवों व्याकरण, वेद्त्नयी ओर इक्कीसों बज्माण्डोमें सर्बत्र फिरी) 





९, बालकाण्ड 


धनुयज्ञ 

छोनीमेंके छोनीपति छाजे जिन्हे छत्रछाया 

छोनी-छोनी छाए छिति आए निमिराजके । 
प्रबल ग्रचंड बरिबंड बर॒ बेष बपु 

बरिबेकों बोले बेंदेही बर काजके ॥ 
बोले बंदी बिरुद बजाइ बर बाजनेऊ 

बाजे-बाजे बीर बाहु धुनत समाजके । 
तुलसी मुदित मन पुर नस्नारि जैते _ 

बार-बार हेरें मुख ओध-मसगराजके ॥ <८॥ 
जिनके ऊपर राजछत्रोंकी छाया शोमायमान है ऐसे प्रथ्वीमरके 





परन्तु उन सबको देख और विचारकर भी उसकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी । 
अर्थात्‌ उसे उस शोभाके योग्य कोई भी उपमा नहीं मिली । 

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभाकी प्रतिमें यों अर्थ है -- 

दस गुण माधुर्यके ( रूप) छावण्य, सौन्दर्य, माथुये; सौकुमायं; योवन) 

सुग़न्ध) सुवेष, खवच्छता; उज्ज्वलता ) 

चार गुण प्रतापके ( ऐश्वर्य, बीयं) तेज, बल ) । 

ऐ.्वयके नो गुण ( भाग्य, अदश्नता, नियतात्मता, वशीकरण) 
वाग्मित्व, सर्वज्ञता; संहनन; स्थिरता, वदान्यता ) | 

सहज या प्रकृतिके तीन गुण ( सोम्यता, रमण, व्यापकता ) । 

यशके इक्कीस गुण ( सुशीलता; वात्सल्य, सुलमता, गम्मीरता क्षमा) 
दया, करुणा) आदद्रता) उदारता, आर्ज॑व, शरण्यत्व, सौहार्द चातुर्य; 
प्रीतिपालकत्व/ कृतशता, शान; नीति; लोकप्रियता, कुलीनता, अनुराभ; 
निवहंणता ) | 


राजाछोग झुंड-के-झुंड महाराज जनकके यहाँ आकर उनके स्थानमें 
छाये हुए हैं| वे बड़े बलवान, प्रतापी और तेजली हैं, उनके शरीर 
और वेष भी बड़े सुन्दर हैं और वे श्रीसीताजीको वरण करनेके शुभ 
कायसे बुलाये गये हैं । श्रेष्ठ वन्दीजन उनकी विरदावढीका बखान 
करते हैं, बाजेवाले बाजे बजाते हैं. तथा उस राजसमाजके कोई-कोई 
वीर भी अपनी भुजाएँ ठोंकते हैं। तुल्सीदासजी कहते हैं--इस 
समय जनकपुरके जितने नर-नारी हैं वे सभी अवधकेसरी भगवान्‌ 
रामका मुख बारंबार देखते और मन-ही-मन प्रसन्न होते हैं । 


. सियके खबर समाजु जहाँ राजनिकों 
द राजनके राजा महाराजा जाने नाम को। 
पव॑नु, पुरंदरु, कुसाजु, भानु, धनदु से, 
 शुनके निधान रूपधाम सोम काठ को | 
बान बलवान जातुधानप सरीखे सर 
जिन्हके गुमानु सदा सालिम संग्रामको | 
. तहाँ दसरत्थके समत्थ नाथ तुलसीकें 
चपरि चढ़ायो चापु चंद्रमाललामकों ॥ ९॥ 
सीताजीके खयंबरमें, जहाँ राजाओंका समाज जुड़ा हुआ था, 
बहुत-से राजराजेश्वर और सम्राद्‌ थे, उनके नाम कौन जानता है ! 
वे वायु, इन्द्र, अग्नि, सूर्य और कुबेरके समान गुणके भण्डार और 
ऐसे रूपराशि थे कि उनके सामने चन्द्रमा तथा कामदेव भी क्या 
हैं ? उनमें बाणासुर और राक्षसराज रावण-जैसे शूरवीर भी थे, जिन्हें 
संग्राममूमिमें सदा ही सकुशछ रहनेका अमिमान था [ अर्थात्‌ जो 
संग्राममें सदा ढी दृढ़रूपसे क्षतरहित विजय छाम करते थे ।। उसी 


श्र बालकाण्ड 


राजसमाजमें तुल्सीदासके सम प्रमु दशरथनन्दन रामने चपलतासे 
चन्द्रमौलि भगवान्‌ शझ्टरका धनुष चढ़ा दिया । 


मयनमहनु पुरूहनु गहन जानि 
आनिके सबैको सारु धनुष गढ़ायो है। 
जनकसदसि जेते मले-मले भूमिपाल 
किये बलहीन, ब आपनो बढ़ायो है ॥ 
कुलिस-कठोर कूमेपीठतें. कठिन अति 
हठि न पिनाकु काहूँ चपरि चढ़ायो है । 
तुलसी सो रामके सरोज-पानि परसत ही 
ट्य्यौ मानो बारे ते पुरारि ही पढ़ायो है ॥१०॥ 
श्रीमहादेवजीने कामका दलन और त्रिपुरका नाश बहुत कठिन 
समझकर सब कठोर पदार्थोंकों मंगाकर उनका सारखू्ूप यह धनुष 
बनवाया था । उसने जनकजीकी समामें जितने बड़े-बड़े राजा आये 
थे, उन समीको बलहीन कर अपना ही बल बड़ा सता । वज्से 
भी कठोर और कछुएकी पीठसे भी कड़े उस धनुषको कोई भी राजा 
बल्पूर्वक फुर्ताति नहीं चढ़ा सका । तुल्सीदासजी कहते हैं---किन्‍्तु 
वही धनुष भगवान्‌, रामके करकमलका स्पश होते ही हूढ गया, 
मानो महादेवजीका उसे बालेपन ( आरम्भ ) से यही पाठ पढ़ाया 
हुआ था । 


डिगति उर्विं अति शुर्वि, सर्ब पब्बे सप्नुद्र-सर । 
ब्याल बधिर तेहि काल, बिकठ दिगपाल चराचर ।। 
दिग्गयंद लरखरत परत दसकंधु मुख्ख भर | 
'सुर-बिमान हिमसानु भालु संघटत परसपर ॥ 


कवितावली १२ 
चोंके बिरंचि संकर सहित, कोलु कमठु अहि कलमल्यों | 
ब्रह्मंड खंड कियो चंड धुनि जबहिं राम सिव धनु दल्यों ॥११॥ 
जिस समय श्रीरामचन्द्रजीने शिवजोका धनुष तोड़ा उस समय 
उसका प्रचण्ड शब्द ब्रह्माण्डको पार कर गया और उसके आधातसे 
सारे पंत, समुद्र और तालाबोंके सहित अत्यन्त मारी प्रथ्वी 
डगमगाने छगी, सप॑ बहिरे हो गये, सम्पूर्ण चराचर एवं इन्द्रादि 
दिक्पाल्गण व्याकुछ हो उठे, दिग्गज छड़खड़ाने लगे, रावण मुँहके 
बल गिरने छगा, देवताओंके विमान, चन्द्रमा और सूर्य आकाश्मे 
परस्पर ठकराने छगे, महादेवजीसहित ब्ह्माजी चौंक पड़े और 
वाराह, कच्छप तथा शेषजी भी कछूमछा उठे। 
लोचनामिराम घनस्थाम रामरूप सिसु, 
सखी कहे सखीसों हूँ प्रेमपय पालि, री ! 
बालक नृपालजूके रूयाल ही पिनाकु तोरयो, 
मंडलीक-मंडली-अताप-दापु दालि री॥ 
जनकको, सियाको, हमारो, तेरो, तुलसीको, 
सबको भावतो हे है, भें जो कह्यो कालि, री । 
कोसिलाकी कोखिपर तोषि तन बारिये, री, 
राय दसरत्थकी बलेया लीजे आलि री ॥१२॥ 
कोई सखी दूसरी सखीसे कहने छगी--अरी सब ! 
रामचन्द्रजीके इस नयनसुखदायक मेघश्यामरूपरूपी शिशुका तू 
प्रेमहपी दूधसे पाठन कर । यहाँ एकत्रित हुए मण्डलेश्वरोंको जो 
अपने प्रतापका अमिमान था उसे चूर्णकर इस राजकुमारने संकल्प- 
मात्रसे ही धनुष तोड़ डाला | मैंने जो तुझसे कल कहा था, अब 


रै३ बालकाण्ड 


महाराज जनकका; सीलाका, हमारा, तेरा और तुल्सीका. समीका 
मनमाना होगा । अरी आछी ! अब सन्तुष्ट होकर रानी कौसल्याकी 
कोखपर अपना शरीर न्यौछावर कर दो और महाराज दशरथकी 
भी बलेयाँ लो | 
दूब दधि रोचनु कनक थार भरि भरि 
आरति सवारि बर नारि चलीं गावतीं । 
लीन्हें जयमाल करकंज सोहें जानकीके 
पहिरावो राधोजूको सखियाँ सिखावतीं ॥ 
तुलसी झुदित मन जनकनगर-जन 
झाँकतीं झरोखें छागीं सोमा रानीं पावतीं । 
मनहूँ चकोरी चारु बेठीं निज निज नीड 
चंदकी किरिन पीवें पलकों न लावतीं ॥१३॥ 
सौभाग्यवती खियाँ सुवर्णके थालोमें दूब, दही और रोछी भर- 
मरकर आरती सजा गाती हुई चढीं । श्रीजानकीजीके करकमकछ 
जयमाछा लिये सुशोमित हो रहे हैं । उन्हें सबियाँ सिखातीं हैं कि 
श्रीरामचन्द्रजीको जयमाला पहना दो । तुल्सीदासजी कहते हैं--- 
जनकपुरके सभी छोग मनमें प्रसन्न हैं। झरोखोंमें आकर झाँकती 
हुई रानियाँ भी बड़ी ही शोभा पा रही हैं, मानो अपने-अपने 
घोंसलोंमें बेठी हुई मनोहर चकोरियाँ चन्द्रमाकी किरणोंका अनिमेष 
नेत्रोंसे पान कर रही हैं । 
नगर निसान बर बाजें ब्योम दुंदु्मी 
बिमान चढ़ि गान केके सुरनारि नाचहीं । 
जयति जय तिहूँ पुर जयमाल रामउर 
बरें सुमन सुर रूरे - रूप राचहीं-॥॥ 


कवितावली १७ 


जनकको पन्रु जयों, सबको भावतों भयो 
तुलसी मुदित रोम-रोम मोद माचहीं | 
सॉवरों किसोर गोरी सोमापर तन तोरी 
जोरी जियो जुग-जुग जुबती-जन जाचहीं ॥१४॥ 
नगरमें मनोहर नगाड़े और आकाशमें दुन्दुमियाँ बज रही हैं । 
देवाड़नाएँ विमानोंपर चढ़ गा-गाकर नृत्य कर रही हैं। तीनों 
लेकोंमे जय-जयकार छाया हुआ है । भगवान्‌ रामके गलेमें जयमाला 
सुशोमित है | देवतालोग भगवानके सुन्दर रूपपर मुग्ध होकर 
पुष्पोकी वर्षा कर रहे हैं । तुल्सीदासजी कहते हैं---महाराज 
जनककी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, सब लोगोंकी अमिलाषा पूरी हो गयी; 
अत: आनन्दके कारण उनके रोम-रोममें हर्ष भर गया है | युवतियाँ 
उस श्यामसुन्दर कुमार और गौखर्ण कुमारीकी शोमापर तृण तोड़कर 
मनाती हैं कि यह जोड़ी युग-युग जीवित रहे । 
भले भूप कहत भें भदेस भूपनि सों, 
लोक लखि बोलिये पुनीत रीति मारिषी । 
जगदंबा जानकी जंगतपितु रामचंद्र, 
जानि जिय जोहो जो न लागे मुहँ कारिखी ॥ 
देखे हैं अनेक ब्याह, सुने हैं पुरान-बेद, 
बूझे हैं सुजान साधु नर-नारि पारिखी । 
ऐसे सम समधी समाज न बिराजमान, 
राम से न बर दुलही न सिय-सारिखी ॥१५॥ 
अच्छे राजाछोग नीच राजाओंको भी ग्रकार समझाकंर कहते 
हैं कि समाजको देखकर आर्योचित पवित्र ढंगसे बात कीजिये | 


बालकाण्डः 


श्रीजानकीजीकों जगत॒की माता और कल्याणखरूप श्रीरामचन्द्रको 
जगतके पिता जानकर मनमें ऐसे विचारकर देखो जिससे मुंहमें 
कालिमा न छंगे । अनेकों विवाह देखे हैं, वेद-पुराण भी छुने और 
श्रेष्ठ साधु पुरुषोंसे तथा जो अन्य खरी-पुरुष परीक्षा कर सकते हैं, 
उनसे भी पूछा है; परन्तु ऐसे समान समधी और समाजकी जोडी 
कहीं नहीं है, और न श्रीरामचन्द्रजीके समान दुलहा तथा 
श्रीजानकीजी-जैसी दुलृहिन ही हैं। 


बानी बिधि गोरी हर सेसहूँ गनेस कही, 
सही भरी लछोमस अुसुंडि बहुबारिषों । 
चारिदस भ्रुअन निहारि नर-नारि सब 
नारदसों परदा न नारद सो पारिखो ॥ 
तिन्‍्ह कही जगर्मे जगमगति जोरी एक 
दूजो को कहैया ओ सुनेया चष चारिखो । 
रमा रमारमन सुजान हनुमान कहीं 
सीय-सी न तीय न पुरुष राम-सारिखों ॥१६॥ 
सरखती, ब्रह्मा, पार्वती, शिव, शेष और गणेशने कहा है 
और चिरज्ञीवी छलोमश तथा काकमुशुण्डिजीने साक्षी दी है; जिन 
नारदजीसे कहीं पर्दा नहीं है और जिनके समान दूसरा कोई खी- 
पुरुषोंके छक्षणोंका जानकार नहीं है, उन्होंने भी. चौदहों भुवनोंके 
समस्त ब्री-पुरुषोंको देखकर यही कहा है कि संसारमें एक श्रीराम- 
जानकीजीकी [ ही। ] जोड़ी जगमगा रही है। उनसे बढ़कर और 
कौन चार आँखोंवाछा .बतलाने और सुननेवाला हैं। खय॑ लक्ष्मी 


कवितावली १६ 


और श्रीमन्नारायण तथा तक्तनज्ञ हनुमानजीने कहा है कि जानकीजीके 
समान ञ्री और श्रीरामजीके समान पुरुष नहीं है । 


दूलह श्रीरघुनाथु बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माहीं । 
गावति गीत सबे मिलि सुंदरि बेद जुवा जुरि बिग्र पढ़ाहीं ॥ 
रामको रूप निहारति जानकी कंकनके नगकी परछाहीं । 
यातें सबे सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल ठारत नाहीं ॥१७॥ 
छुन्दर राजमहलूमें श्रीरामचन्द्रजी दुलहा और श्रीजानकीजी 
दुलहिन बनी हुई हैं | समस्त सुन्दरी ल्लियाँ मिलकर गीत गा रही 
हैं और युवक्र॒ब्राह्मणछोग जुठ्कर वेदपाठ कर रहे हैं | उस 
अवसरमें श्रीजानकीजी हाथके कंकणके नगमें पड़ी हुई श्रीरामचन्द्रजी- 
की परहछाहीं निहार रही हैं, इससे वे सारी छुधि भूल गयी हैं अर्थात्‌ 
रूपकी शोभामें मन लीन हो गया है। उनके हाथ जहाँ-के-तहाँ 
रुक गये हैं और वे पलकें भी नहीं हिलाती हैं । 


परशुराम-लक्ष्मण-संवाद 

भूपमंडली प्रचंड चंडीस-कोदंड खंब्यो, 

चंड बाहुदंड जाको ताहीसों कहतु हों | 
कठिन कुठार-धार धरिबेकों धीर ताहि, 

बीरता बिदित ताको देखिए चहतु हों ॥ 
तुलसी समाजु राज तजि सो बिराजे आजु, 

गाज्यों म्गराजु गजराजु ज्यों गहतु हों । 
छोनीमें न छाव्यो छप्यो छोनिपको छोना छोटो, 

छोनिप-छपन बॉको बिरुद बहतु हों ॥?टा' 


१७ वारूकाण्ड 


| परशुरामजीने गरजकर कहा---] राजाओंकी मण्डडीमें 
जिसने शिवजीका प्रचण्ड घनुष तोड़ा है ओर जिसके भुजदण्ड बड़े 
प्रचण्ड हैं, में उसीसे कहता हँ---मैं अपने कठिन कुठारकी धारकों 
घारण करनेकी उसकी धीरता और प्रसिद्ध बीरता देखना चाहता 
हूँ। वह राजसमाजको छोड़कर आज अलग विराजमान हो जाय 
अर्थात्‌ राज-समाजसे बाहर निकल आवे । जैसे हाथीको सिंह 
पकड़ता है वैसे ही मैं उसे पकड़ँगा | मैंने प्रथ्वीपर राजाओंके छिपे 
हुए छोटे बालकको भी नहीं छोड़ा; में राजाओंकों मारनेकी उत्कृष्ट 
कीर्ति धारण किये हुए 


निपट निदारि बोले बचन कुठारपानि, 

मानी ब्रास ओनिपनि भानो मानता गही । 
रोप माखे लखनु अकनि अनखोही बातें, 

तुलसी बिनीत बानी बिहसि ऐसी कही ॥। 
सुजस तिहारें भरे श्रुअन भ्रगुतिलक, 

प्रगट ग्रतापु आपु कद्यो सो सबे सही । 
टूव्यों सो न जुरेगो सरासनु महेसजूको, 

रावरी पिनाकर्मे सरीकता कहाँ रही ॥१९॥ 


जब परशुरामजीने अत्यन्त निरादरपूर्ण बचन कहे तब सब 
राजा छोग भयमीत हो ऐसे चुप हो गये, मानो मौन ग्रहण कर 
लिया हो । किन्तु ऐसे अनखावबने वचन सुनकर छरुक्ष्मणजी 
रोषमें भर गये और हँसकर इस प्रकार नम्न वचन बोले---+हे 
मगुकुलतिठक ! तुम्हारे सुयशसे [ चौदहों ] भुबन भरे हुए हैं । 
आपने जो अपना प्रसिद्ध प्रताप ब्वान' किया हैं सो सब सही है; 


कं० २०७ 


कवितावल१ १८ 
परन्तु शिवर्जका जो वजुष् टूट गया वह तो अब जुड़ नहीं 
सकेगा । इस घनुषमें तो आपका कोई हिस्सा भी नहीं था | जो. 
आप इतना क्रोध करते हैं ] | 


गर्भके अभेक काटनकों पढ़ धार कुठारु कराल है जाको | 
सोई हों वृश्नत राजसभा धनु को दल्यो' हों दलिहों बलु ताको ॥ 
लघु आनन उत्तर देत बड़े लरिंह मरिदे करिंहे कछ साको । 
गोरो गरुर गुमान मरयो कहो कौसिक छोटो-सो ठोटो है काको ॥ 

| तब परशुरामजी बोले--] जिसके भयड्जूर कुठारकी धार 
गर्भके बाल्कोंकों भी काटनेमें कुशल है वही मैं इस राजसमामें 
पूछता हूँ कि किसने इस धनुषको तोड़ा है ? उसके बलको में 
नष्ट कहँगा । छोटे मुँहसे बड़े-बड़े उत्तर देता है ! क्या लड़-मरकर 
कुछ नाम करेगा ? हे कौशिक ! यह गोरा और घमण्ड-गुमानसे भरा 
हुआ छोठा-सा छड़का किसका है ! 


मु राखिबेके काज राजा मेरे संग दए, 

दले जातुधान जे जितेया बिबुधेसके | 
गोतमकी तीय तारी, भेटे अध भूरि भार, 

लोचन-अतिथि भए जनक जनेसके।॥॥ 
चंड वाहुदंड-बल चंडीस-कोदंडु खंब्यो, 

व्याही जानकी, जीते नरेस देस-देसके । 
सावरे-गोरे सरीर धीर महाबीर दोऊ, 

नाम राप्- लखनु कुमार कोसलेसके ॥२१॥ 


१९, बालकाण्ड 


[ तब विश्वामित्रजीने कद्दा-] मेरे यज्ञकी रक्षाके लिये महाराज 
दशरथने इन्हें मेरे सड़ कर दिया था और इन्होंने ऐसे-ऐसे राक्षसोंका 
नाश किया है जो इन्द्रको भी जीतनेवाले थे। गौतमकी श्री 
अहल्याके बड़े भारी पापको नष्ट कर उसे तार दिया है। अब 
नरनाथ जनकके नेत्रोंके अतिथि हुए हैं । इन्होंने अपने प्रचण्ड 
भुजदण्डके बलसे शिवजीके घनुषकों तोड़ डाछा है और देश-देशके 
राजाओंको जीतकर जानकीजीको विवाह लिया है | इन साँबले 
और गोरे शरीरवाले बड़े वीर और धीर दोनों बाल्कोंका 
नाम राम और लक्ष्मण है। ये कोशल्देशपति महासज दशरथके 
राजकुमार हैं | 
काल कराल नृपालन्हके धनुभंगु सुने फरसा लिए घाए । 
लक्खनु राग्मु बिलोकि सग्रेम महारिसतें फिरि ऑखि दिखाए ॥| 
धीरसिरोमनि बीर बड़े बिनयी बिजयी रघुनाथु सुहाए । 
लायक है भ्ृगुनायकु, से धनु-सायक सोंपि सुभायेँ सिधाएं ॥। 


धनुष-भड़ घुनकर राजाओंके करा कालरूप श्रीपरशुरामजी 
अपना कुठार लेकर दौड़े । मोहिनी मूर्ति श्रीरामचद्धजी और 
लक्ष्मणजीको पहले प्रेमपृबक देखा, फिर महाक्रोधमें आ आँें 
दिखाने छगे | श्रीरामचन्द्रजी खभावसे ही धीरशिरोमणि, महावीर, 
परमविनयी और विजयशील हैं | यद्यपि भ्रगुनायक परशुरामजी बड़े 
छुयोग् वीर थे, तो भी उन्हें अपने घनुषबराण सौंपकर चले गये | 

+--००-<४४४लथी ०९ 

इति बालकाण्ड 


“7 “>> 5घड8:-0822:--2>>....0.. 


च्धा 


४3.० 


श्रीसीतारामाभ्यां नमः 
कवितावली 


अयोध्याकाण्ड 





वृन-गमन 


कीरके कागर ज्यों नृपचीर, विभूषन उप्पम अंगनि पाई । 
ओध तजी मगबासके रूख ज्यों, पंथके साथ ज्यों लोग-लोगाई ॥ 
संग सुबंधु, पुनीत प्रिया, मनो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई । 
राजिवलोचन राप्तु चले तजि बापको राजु बटाउ कीं नाई ॥ 


श्रीरामके अड्ोंने राजोचित व्नों और अलंकारोंका त्याग कर 
वही शोभा पायी जो खुग्गा अपने पंखोंको त्याग कर पाता है। 
अयोध्याको मार्गनिवास ( चट्टी ) के वृक्षों और वहाँके ख्री-पुरुषोंको 
रास्तेके साथियोंके समान त्याग दिया। साथमें सुन्दर भाई और 
पवित्र प्रिया ऐसे माछम होते हैं मानो धर्म और क्रिया सुन्दर देह 
घारण किये हुए हों। कमलछनयन श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताका 
राज्य बटोहीकी तरह छोड़कर चल दिये। 


[ जेसे सुग्गा वसन्त-ऋतुमें पुराने पंखोंको त्यागकर 
आनन्दित होता है वेसे ही श्रीरामचन्द्रजीनेी राजवश्र और 
अलंकारोंको आनन्दसे त्याग दिया | जेसे रास्तेमें निवासस्थानके 
वृक्षकों त्यागनेमें कुछ भी खेद नहीं होता, वेसे ही उन्होंने 


२१ अयोध्याकाण्ड 


अयोध्याको सहर्ष त्याग दिया और रास्तेके संगी-साथियोंको त्यागनेमें 
जैसे मोह नहीं सताता वैसे ही पुरवासी नर-तारियोंकों त्यागनेमें 
उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई | तात्पर्य यह कि जेसे बटोही 
मारगकी सब वस्तुओंको बिना खेद त्याग कर चला जाता है वेसे ही 
श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताके राज्यादिको किसी अन्य पुरुषके समान 
त्याग कर चल दिये। ] 
कागर कीर ज्यों भूषन-चीर सरीरू लस्पो तजि नीरु ज्यों काई। 
मातु-पिता श्रिय छोग सबै सनमानि सुभायें सनेह सगाई ॥ 
संग सुभामिनि, भाइ मलो, दिन है जनु ओध हुते पहुनाई । 
राजिवलोचन राम्रु चले तजि बापको राजु बटाउ कीं नाई ॥ 
भगवानके लिये वत्न और आभूषण तोतेके पंखके समान थे । 
उन्हें त्याग देनेपर उनका शरीर ऐसा सुशोमित हुआ जेसे 
काईको हटानेपर जरू | माता-पिता और प्रिय छोगोंको खभावसे 
ही उनके स्नेह और सम्बन्धानुसार सम्मानित कर कमलनयन 
भगवान्‌ राम साथमें सुन्दर त्री और भले भाईको ले अपने पिताका 
राज्य अन्य पुरुषकी भाँति छोड़कर चल दिये, मानो वे अयोध्यामें 
दो ही दिनकी मेहमानीपर थे | 


सिथिल सनेहँ कहें कोसिला सुमित्राजू सों, 

मैं नलखी सौति, सखी ! भगिनी ज्यों सेई है । 
कहै मोहि मेया, कहीं में न मेया, मरतकी, 

बलेया लेहों मैया, तेरी मेया केकेई हे।॥ 
तुलसी सरल भायें रघुरायेँ माय मानी, 

काय-मन-बानीहँ न जानी के मतेई हे । 


, कविता वर्ली श्श्‌ 





बाम बिधि मेरो सुखु सिरिस-सुमन-सम, 
ताको छल-छुरी कोह-कुलिस ले टेह है॥३॥ 
कोसल्याजी प्रेमसे विहल होकर सुमित्राजीसे कहती हैं---- 


“हे सखि ! मैंने केकेयीकों कमी सौत नहीं समझा, सदा 
अपनी बहिनके समान उसका पालन किया | जब रामचन्द्र 
मुझको मेया कहते थे तो मैं यही कहती थी, "मैं तेरी नहीं, 
भरतका माता हूँ + भैया ! मैं तेरी बलेया लेती हँ---तेरी माता तो 
केकेयी है ।! [ गोसाइजी कहते हैं | रामचन्द्रने भी सरल भावसे 
मन-बचन-कमसे केकेयीको माता ही माना, कभी विमाता नहीं 
समझा | परन्तु वाम विधाताने हमारे सिरस-सुमनसद्श खुकुमार 


सुख ( को काठने ) के लिये छलरूपी छुरीको वज्रपर पैनाया है |! 
कीजे कहा, जीजी ! जू सुमित्रा परि पायेँ कहै, 
तुलसी सहावे बिधि, सोई सहियतु है । 
रावरों सुभाउ राम-जन्म ही तें जानियत, 
भरतकी मातु को की ऐसो चहियतु है ॥ 
जाई राजघर, ब्याहि आई राजघर माहें, 
राज-पूतु पाएहूँ न सुखु लहियतु है। 
देह सुधागेह, ताहि मृगहँ मलीन कियो, 
ताहू पर बाहु बिनु राहु गहियतु है॥४॥ 
छुमित्राजीं कौसल्याजीके पेरोंपर षपड़कर कहती हैं-. 
धवहिनजी ! क्‍या किया जाय ? विधाता जो कुछ सहाता है 
वह सहना ही पड़ता है। आपका खभाव तो रामजीके जन्महीसे 


२३ अयोध्याकाण्ड 


जाना जाता है, परन्तु भरतकी माताको कया ऐसा करना उचित था : 
तुमने राजाके घरमें जन्म छिया, राजाके घर ही ब्याही गयीं, 
राज्याधिकारी € सर्व्येष्ठ ) पुत्र भी पाया; पर तो भी तुम सुखलाभम 
न कर सकी | देखो, चन्द्रमाका शरीर अम्रृतका आश्रय है; किन्तु 
उसे मृगने कर्ूंकित कर दिया और ऊपरसे बाहुरहित राहु भी 
उसे ग्रस लेता है ।! 

गुहका पादप्रक्षालन 


नाम अजामिल-से खल कोटि अपार नदीं भव बृड़त काढ़े । 
जो सुमिरें गिरि मेरु सिलाकन होत, अजाखुर बारिधि बाढ़े ॥ 
तुलसी जेहि के पदपंकज तें प्रगटी तटिनी, जो हरे अघ गाढ़े | 
ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ मागत नाव करारें हे ठाढ़े ॥ 

जिसके नामने संसाररूपी अपार नदीमें डूबते हुए अजामिल- 
जैसे करोड़ों पापियोंका उद्धार कर दिया और जिसके स्मरणमात्रसे 
सुमेरुके समान पर्वत पत्थरके कणके बराबर और बढ़ा हुआ समुद्र 
भी बकरीके खुरके समान हो जाता है; गोसाईजी कहते हैं-- 
जिनके चरणकमलसे ( श्रीगढ्ा ) नदी प्रकट हुई हैं, जो बड़े-बड़े 
पापोंका नाश करनेवाली हैं, वे समथ श्रीरामचन्द्रजी इस नदीको 
पार करनेके लिये किनारेपर खड़े होकर नाव माँग रहे हैं । 


एहि घाटतें थोरिक दूरि अहे कटि लौं जल, थाह् देखाइहों जू । 
परसें पगधूरि तरे तरनी, घरनी घर क्‍यों समुझाइहों जू॥ 
- तुलसी अवलंबु न ओर कछू, लरिका केहि भाँति जियाइहों जू । 
बरु मारिए मोहि, बिना पग धोएँ हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू।। 


कविताचवली २४ 


[ केवठ कहता हे-] इस घाठसे थोड़ी ही दूरपर केक्ल 
कमरभर जल है । चलिये, में थाह दिखला दूँगा। [ मैं नावपर 
तो आपको ले नहीं जाऊँगा, क्‍योंकि यदि अहल्याके समान ] 
आपकी चरण-रजका स्पशकर मेरी नावका भी उद्धार हो गया तो 
में घरकी स्लीकों कैसे समझाऊँगा ? मुझको [ जीविकाके लिये ] 
ओर कुछ अवलम्ब नहीं है | अतः फिर अपने बाल-बच्चोंका पालन 
मैं किस प्रकार करूँगा ? हे नाथ ! बिना आपके चरण धोये में 
नावपर नहीं चढ़ाऊँगा, चाहे आप मुझे मार डालिये। 


रावरे दोष न पायनको, पगधूरिकों भूरि प्रभाउ महा हे । 
पाहन तें बन-बाहनु काठकों कोमल है, जलु खाई रहा है ॥ 
पावन पाय पखारि के नाव चढ़ाइहों, आयसु होत कहा है । 
तुलसी सुनि केवटके बर बेन हँसे प्रभु जानकी ओर हहा है ॥ 

इसमें आपके चरणोंका कोई दोष नहीं है | आपके चरणकी 
धूलिका प्रभाव ही बहुत बड़ा है [जिसके स्पशसे अहल्या पत्थरसे 
सुन्दरी श्री हो गयी, उससे इस नौकाका उद्धार हो जाना कौन 
बड़ी बात है ? [क्‍योंकि] पत्थरकी अपेक्षा तो यह काठका जल्यान 
कोमल है और तिसपर यह पानी खाये हुए है अर्थात्‌ पानीमें 
रहनेसे और भी अधिक कोमल हो गया है | अतः में तो आपके 
पवित्र चरणकमलकों घोकर ही नावपर चढ़ाऊँगा; कहिये, क्‍या 
आज्ञा है ? गोसाइजी कहते हैं कि केवट्के ये श्रेष्ठ [ चतुरताके ] 
बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी जानकीजीकी ओर देखकर ठहाका 
मारकर हँसे | 


२५ अयोध्याकाण्ड 
कक 


पात भरी सहरी, सकल खुत बारे-बारे, 
केवटकी जाति, कछु बेद न पढ़ाहहों । 
सब परिवारु मेरो याहि लागि, राजा जू, 
हों दीन बित्तहीन, केसें दूसरी गढ़ाइहों ॥। 
गोतमकी घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, 
प्रशुसों निषाद छे के बाद ना बढ़ाहहों । 
तुलसीके इस राम, रावरे सों साँची कहाँ, 
बिना पग धोएँ नाथ, नाव ना चढ़ाइहों ॥ ८ ॥ 
घरमें पत्ततमर मछलीके सिवा और कुछ नहीं है और बच्चे 
सब छोटे-छोटे हैं [ अभी कमाने योग्य नहीं हैं ]। जातिका मैं 
केवट हूँ, उन्हें कुछ वेद तो पढ़ाऊँगा नहीं । राजाजी ! मेरा तो 
: सारा परिवार इसीके आश्रय है, तथा में घधनहीन और दरिद हूँ, 
दूसरी नौका भी कहाँसे बनवाऊँगा | यदि गौतमकी ख्रीके समान 
मेरी यह नाव भी तर गयी तो हे प्रमो ! जातिका निषाद होकर में 
आपसे बात भी नहीं बढ़ा सकूगा ( झगड़ नहीं सकूंगा )। है 
नाथ ! हे तुल्सीश राम ! आपसे में सच कहता हूँ, बिना पेर 
धोये आपको नावपर नहीं चढ़ाऊँगा । 


जिन्हको पुनीत बारि धारें सिरपे पुरारि, 
जिपथगामिनि-जसु बेद कहें गाइके। 
जिन्हको जोगींद्र मुनि बंद देव देह दमि, 
करत बिबिध जोग-जप मनु लाइके।। 
तुलसी जिन्हकी धूरि परसि अहल्या तरी, 


जे ७. 


गोतम सिधारे ग्रह गोनो-सो लेवाइके | 


- कवितावली रद 


तेई पाय पाइके चढ़ाइ नाव धोए बिनु, 
ख्येहों न पठावनी के छेहों न हँसाइ के ॥ ९॥ 
जिन चरणेके (धोवनरूप ) पवित्र जछू-श्रीगड़ाजीको शिवजी 
अपने सिरपर धारण करते हैं, जिन ( गद्भलाजी ) के यशंका वेद 
भी गा-गाकर वर्णन करते हैं; जिनके लिये योगीश्वर, मुनिगण और 
देवतालोग देहका दमन कर, मन छगाकर अनेक प्रकारके योग और 
जप करते हैं; गोसाईंजी कहते हैं, जिनकी धूलिको स्पशंकर 
अहल्या तर गयी और गौतमजी गौनेके समान अपनी 
त्रीको लिव्राकर धर चले गये; उन्हीं चरणोंको पाकर बिना धोये 
नावपर चढ़ाकर मैं अपनी मजूरी नहीं खोऊँगा और न अपनी हँसी 
कराऊंगा | 


हद की 


प्रशुरुत पाई के, बोलाइ बालक घरनिहि, 
बंदि के चरन चहूँ दिसि बेठे बेरि-घेरि। 
छोटा-सो कठोता भारि आनि पानी गंगाजूको, 
धोदइ पाय पीअत पुनीत वारि फेरि-फेरि ॥ 
तुलसी सराहें ताको भागु, सानुराग सुर 
वरपें सुमन, जय-जय कहें टेस्टिरि | 
विविध सनेह-सानी वानी असयानी सुनि, 
हँसें राघो जानकी-लखन तन हेरि-हेरि ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रुख ठेख केवटने अपने लड़के और ख्रीको 
बुठाया । वे सब प्रभुके चरणोंकी बन्दना कर चारों ओरसे उन्हें 
घेरकर बेठ गये | पुनः छोटे-से काठके कठौतेमें गड़्ाजीका जल 
छाया और चरण घोकर उस पवित्र जलको बार-बार पीने छगा। 


२७ अयोध्याकाण्ड 





गोसाइजी कहते हैं कि देवताछोग केवटके भाग्यकी बढ़ाई कर प्रेम- 
सहित फूल बरसाने और पुकार-पुकारकर जय-जयकार करने छगे | 
( केवटपरिवारकी ) नाना प्रकारकी प्रेममरी भोछी-भाी बातोंकोी 
छुनकर श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी और लक्ष्मणजीकी ओर देश्व-देखकर 
हँसते हैं | 
बनेके मार्गमें 

पुरतें निकसी रघुबीरबधू, घरि धीर दए मगमें डग दे । 
झलकीं भरि भाल कनीं जलकी, पुट सखि गए मधुराधर वे ॥। 
फिरि बूझति हैं, चलनो अब केतिक, पनकुटी करिहों कित हे ?। 
तियकी ठखि आतुरता पियकी अँखियाँ अति चारु चली झूल च्यें॥ 

रघुवीरप्रिया श्रीजानकीजी जब नगरसे वाहर हुई तो वे थेर्य 
धारणकर मार्गमें दो डग चछीं | इतनेही में ( सुकुमारताके कारण ) 
उनके छलाटपर जलके कण ( पसीनेकी बूँदें ) भरपूर झलकने लगे 
और दोनों मधुर अधरपुट सूख गये । वे घृमकर पूछने छगीं--है 
प्रिय ! अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ चलकर पर्णकुटी 
बनाइयेगा ” पत्नीकी ऐसी आतुरता देख प्रिययमकी अति मनोहर 
आँखोंसे जल बहने छगा । 
.. जलको गए लक्खजु, हैं लरिका, 

..... परिखो, पिय ! छाहें घरीक हे ठाढ़े । 

पोंछि पसेठ बयारि करों, 

अरु पाय पखारिहों भूमझ्वरि-डाढ़े ॥ 
तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानि के क्‍ 
बेठि बिलंब लौं कंटक काह़े।. 


कवितावली २८ 


जानकीं नाहकों नेहु लख्यो, 
पुलको तनु, बारि बिलोचन बाढ़े ॥१२॥ 


श्रीजानकीजी कहती हैं, भप्रयतम ! लक्ष्मणजी बालक हैं, वे 
जल लाने गये हैं सो कहीं छाँहमें एक घड़ी खड़े होकर उनकी 
प्रतीक्षा कीजिये ! में आपके पसीने पोंछकर हवा करूँगी और गरम 
बाढ्से जले हुए चरणोंकों धोऊँगी |! प्रियाकी थकावटको जानकर 
श्रीरामचन्द्रजीने बेठकर बड़ी देरतक उनके पैरोंके कॉँटे निकाले । 
जब जानकीजीने अपने प्राणप्रियके प्रेममो देखा तो उनका शरीर 
आनन्दसे रोमाश्चित हो गया और नेत्रोंमें आँसू भर आये | 


ठाढ़े हैं नवठ्गरमडार गहें, 

धनु कॉपधें घर, कर सायकु ले। 
बिकटी भृकुटी, बड़री अंखियाँ, 

अनमोल कपोलन की छब्रि हैं ॥ 
तुलसी अस मूरति आनु हिएँ, 

जड़ ! डारु धों ग्रान निछावरि के | 
श्रमसीकर साँवरि देह लसे, 

मनो रासि महा तम तारकमे ॥॥१३॥ 


किसी नवीन वृक्षकी डालको पकड़े हुए (€ श्रीरामचन्द्रजी ) 
खड़े हैं । वे कंघेपर धनुष धारण किये हुए हैं और हाथमें बाण छिये 
हुए हैं; उनकी भ्कुटी टेढ़ी है, आँखें बड़ी-बड़ी हैं और कपोोंकी 
शोभा अनमोल है । पसीनेकी बूँदोंसे साँवछा शरीर ऐसा सुशोमित 
हो रहा है मानो तारोंसे युक्त महान तमोराशि हो। गोसाइईजी 


२९, अयोध्याकाण्ड 


कहते हैं--रे जड़ ! ऐसी मूर्तिको ग्राण निछावर करके भी 
हृदयमें बसा | 
जलजनयन, जलजानन, जठा है सिर, 
जौबन-उमंग अंग उदित उदार हैं। 
साँवरे-गोरेके बीच भामिनी सुदामिनी-सी, 
मुनिषट धारें, उर फूलनिके हार हैं॥ 
करनि सरासन-सिलीसुख, निषंग कटि, 
_अतिही अनूप काहू भूपके कुमार हैं। 
तुलसी बिलोकि के तिलोकके तिलक तीनि, 
रहे नरनारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं ॥१४॥ 
| मार्गके गाँवोंके नर-नारी श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको 
देखकर आपसमें इस प्रकार बातें करते हैं--..] इनके नेत्र कमलके 
समान हैं तथा मुख भी कमलके ही सद्श हैं | इनके सिरपर 
जठाएँ हैं और प्रशस्त अज्ोंमें यीवनकी उमंग झलक रही है। साँवरे 
( श्रीरामचन्द्र ) और गोरे ( लक्ष्मणजी ) के मध्यमें बिजलीके समान 
आभावाली एक सरमणी सुशोभित हैं | ये (तीनों ) मुनियोंके वद्न 
धारण किये हैं, और इनके हृदयमें फ़ूछोंकी मालाएँ हैं । हाथ्थोमें 
धनुष-बाण लिये और कमरमें तरकस कसे ये किसी राजाके भृत्यन्त 
ही अनुपम कुमार हैं | गोसाईजी कहते हैं कि त्रिलोकीके इन तीन 
तिलकों क्रो देखकर वे नर-नारी ऐसे स्तब्ध रह गये मानो चित्रशाला- 
के चित्र हों । 
आगें सींहे साँवरों कुँवरु गोरो पाछें-पाछें, 
आछे सुनिब्ेष धरें, लाजत अनंग हैं। 


कवितावली ३० 


बान-विसिवासन, बसन बनही के कटि 

कसे हैं बनाई, नीके राजत निष॑ंग हैं।॥ 
साथ निसिनाथप्रुखी पाथनाथनंदिनी-सी 

तुलसी बिलोकें चितु लाइ छेत संग हैं । 
आनंद उमंग मन, जोॉबन-उमंग तन, 

रूपकी उमंग उम्रगत अंग-अंग है ॥१५॥ 


आगे-भागे साँवरे और पीछे-पीछे गोरे राजकुमार सुन्दर 
मुनिवेश धारण किये सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर कामदेव भी रुज्जित 
होता है । वे धनुष-बाण लिये हैं और वनके वस्र धारण किये हैं । 
कमरम भी वनके ही वल्र अच्छी तरह कसे हुए हैं और सुन्दर 
तरकस भी छुशोमित हैं । साथमें समुद्रसुता छक्ष्मीके समान एक 
चन्द्रमुत्ी हैं । गोसाइ्जी कहते हैं, वे तीनों देखनेसे मनको सग 
लगा लेते हैं। उनके मनमें आनन्दकी उमंग है, शरीरमें यौवनकी 
उमंग हैं और रूपकी उमंग अद्भ-अड्ढमें उमंग रही हैं | 


सुंदर बदन, सरसीरुह सुहाए नेन, 
मंजुल प्रश्न मार्थे मुकुट जटनि के। 
अंसनि सरासन, लसत सुचि सर कर, 
तून कंटि, मुनिपट छूटक पटनि के॥ 
नारि सुकुमारि संग, जाके अंग उबटि के * 
बिधि बिरचें बरूथ बविद्ववछटनि के। 
गोरेको बरनु देखें सोनो न सलोनो लागे, 


सॉवरे बिलोके गबे घटत घटनि के ॥१६॥ 


३१ अयोध्याकाण्ड 


उनका सुन्दर मुख है, कमछके समान सुददयवने नेत्र हैं. और 
मस्तकपर जठाओंके मुकुट हैं जिनमें सुन्दर हल खोसे हुए हैं । 
कन्धोंपर धनुष, हाथोंमें सुन्दर बाण, कमरमें तरकस और वर्लोंकी 
शोमाको छठनेवाले मुनिवश्न सुशोमित हैं। उनके साथ एक 
सुकुमारी नारी है, जिसके अज्लोंमें उबटन छगाकर [ उसके मेल्से ] 
ब्रह्माने विद्युच्छठाके समूह रचे हैं । गोरे ( लक्ष्मणजी ) के रंगको 
देखनेपर सोना सुहावना नहीं माद्म होता और साँवरे दुँवरको 
देखनेसे श्याम मेघोंका गबं घट जाता हैं । 


बलकल-बसन, धनु-बान पानि, तून कटि, 
रूपके निधान घन-दामिनी-बरन हें। 
तुलसी सुतीय संग, सहज सुहाए अंग, 
नवल कवलह तें कोमल चरन हैं।। 
ओर सो बसंतु, और रति, ओरे रतिपति, 
मूरति बिलोक तन-मनके हरन हैं। 
तापस-बेषे बनाइ पथिक पर्थे सुहाड, 
चले लोकलोचननि सुफल करन हैं ॥१७॥ 
वल्कल्वत्न घारण किये, हाथोंमें घनुष-बाण लिये, कमरमे 
तरकस कसे दोनों राजकुमार रूपके राशि तथा क्रमश: भेघ॒ और 
बिजलीके रंगके हैं | साथमें सुन्दरी ज्री है, अज् खाभाविक ही 
सलोने हैं और चरण नवीन कमछसे भी अधिक कोमल हैं। 
लक्ष्मणजी मानो दूसरे वस॒नन्‍्त, सीताजी दूसरी रति और श्रीराम 
दूसरे कामदेव हैं; उनकी मूर्तियाँ अवोकन करनेसे तन-मनको 
हरनेवाली हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो ये तीनों ( बसन्त, रति 


कवितावली इ३२ 


और काम ) झुन्दर तपसखियोंका वेष बनाये पथिकरूपसे मार्ममें 
लोगोंके नेत्रोंकी सफल करने चले हैं | 
बनिता बनी खामल गोरके बीच, 
... बिलोकहु, री सखि! मोहिन्सी है। 
मगजोगु न कोमल, क्यों चलिहै, 
सकुचाति मही पदपंकज छरे॥ 
तुलसी सुनि ग्रामबधू बिथकीं, 
पुलकीं तन, ओ चले लोचन च्वे। 
सब॒ भाँति मनोहर मोहनरूप 
अनूप हैं भूपषके बालक दे॥१्८॥ 
| एक ग्रामीण ञ्री अन्य ब्रियोंसे कहती है --] “अरी सखि ! 
साँवरे और गोरे कुंवरके बीचमें एक स्ली विराजमान है, उसे तनिक 
मेरे समान होकर देखो | वह बड़ी कोमल है, मार्गमें चलनेयोग्य 
नहीं है केसे चलेगी | फिर इसके ( कोमल ) चरणकमढोंका स्पर्श 
करके तो प्रथ्वी भी सकुचाती है |! गोसाश्जी कहते हैं कि उसकी 
बातें सुनकर सब ग्रामकी स्लरियाँ थकित हो गयीं, उनके शरीर 
पुलकित हो गये और नेत्रोंसे जल बहने छगा | [ सब कहने ढगीं 
कि ] ये दोनों राजकुमार सब प्रकार मनोहर, मोह लेनेवाले और 
अनुपम सुन्दर हैं । 
सॉवरे-गोरे सलोने सुभायँ, मनोहरताँ जिति मैनु लियो है। 
बान-कमान, निषंग कसें, सिर सोहें जटा, मनिवेषु कियो हं ॥ 
संग लिए बिधुबेनी बधू, रतिको जेंहि रंचक रूपु दियो हैं। 
पायन तो पनहीं न, पयादेंहि क्‍यों चलिहैं, सकुचात हियो है।१ ९ 


३३ अयोध्याकाण्ड 


. ये श्याम और गौखर्ण बालक खभावसे ही सुन्दर हैं, 
इन्द्दोंने मनोहरतामें कामदेवकों भी जीत लिया है | ये धनुष-बाण 
लिये और तरकस कसे हुए हैं, इनके सिरपर जठाएँ सुशोमित 
हैं और इन्होंने मुनियोंका-सा वेष बना रक्खा है। साथमें चन्द्र- 
वदनी ख्रीको लिये हैं, जिसने रतिको अपना थोड़ा-सा रूप दे 
रक्‍्खा है | [ इन्हें देखकर ] हृदय सकुचाता है कि इनके पैरोंमें 
जूते भी नहीं हैं, ये पैदल केसे चलेंगे ! 
रानी में जानी अयानी महा, पबि-पाहनह तें कठोर हियो है। 
राजहूँ काजु अकाजु न जान्यो, कद्यो तियको जेंहि कान कियो है॥ 
ऐसी मनोहर मूरति ए, बिछुरें केसे प्रीतम लोगु जियो है । 
आँखिनमें सखि ! राखिबे जोगु, इन्हें किमि केबनबासु दियो है२० 

मैंने जान लिया कि रानी महामूर्ख है, उसका हृदय वच्र 
और पत्थरसे भी कठोर हैं । राजाकों भी कर्तव्य-अकतंब्यका 
ज्ञान नहीं रहा, जिन्होंने श्रीके कहे हुएपर कान दिया। भरे ! 
इनकी मूर्ति ऐसी मनोहारिणी हैं; भछा इन लोगोंका वियोग होने- 
पर इनके प्रिय छोग केसे जीते होंगे ? हे सखि ! ये तो आँखोंमें 
रखने योग्य हैं; इन्हें वनवास क्‍यों दिया गया है ? 


सीस जटा, उर-बाहु बिसाल, बिलोचन लाल, तिरीछी-सी मौँ हैं । 
तून सरासन-बान भरें तुलसी बन-मारगर्मे सुठि सोहें।। 
सादर बारहिं बार सुभायँ चिते तुम्ह त्यों हमरो मनु मोहें। 
पूँछति ग्रामबधू सिय सों, कहो, साँवरे-से, सखि राघरे को हैं २१ 

' ' तुल्सीदासनी कहते हैं--श्रीसीताजीसे गाँवकी ख्रियाँ 
पूठंती हैं--'जिनके सिरपर जठाएँ हैं, वक्ष:स्थल और मुजाएँ 
विशांल हैं, नेत्र अरुणवर्ण हैं, भोंहें तिरछी हैं, जो धनुष-बाण 


क० ३-- 


कवितावली ३७ 


और तरकस घारण किये वनके मार्गमें बड़े भले जान पड़ते हैं और 
खभावसे ही आदरपृवंक बार-बार तुम्हारी ओर देखकर जो हमारा 
मन मोह लेते हैं, बताओ तो वे साँबले-से कुँवर आपके कौन 
होते हैं ?? 


सुनि सुंदर बेन सुधारस-साने सयानी हैं जानकी जानी भली । 
तिरछे करि नेन, दे सेन, तिन्हें समुझाइ कछू, घुसुकाइ चली ॥ 
तुलसी तेहि ओऔसर सोहें सबे अवलोकति लोचनलाहु अलीं | 
अनुराग-तड़ागमें मानु-उदें बिगसीं मनो मंजुल कंजकलीं ।२२। 

( गाँवकी स्रियोंके ) अमृत-से सने हुए झुन्दर वचनोंकों 
सुनकर जानकीजी जान गयीं कि ये सब बड़ी चतुरा हैं। अतः नेत्रोंको 
तिरछा कर उन्हें सेनसे ही कुछ समझाकर मुसकराकर चल दीं । 
गोसाइजी कहते हैं कि उस समय लोचनके छाभरूप श्रीरामचन्द्रजी- 
को देखती हुई वे सब सखियाँ ऐसी सुशोमित हो रही हैं, मानो 
सूयके उदयसे ग्रेमहूपी ताछाबमें कमछोंकी मनोहर कलियाँ खिल 
गयी हैं | [ अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्ररूपी सू्यके उदयसे प्रेमरूपी सरोवरमें 
सखियोंके नेत्र कमछकलीके समान विकसित हो गये | ] 


धरि धीर कहें, चढ, देखिअ जाइ, जहाँ सजनी ! रजनी रहिंहें । 
कहिदे जगु पोच, न सोचु कछू, फल लोचन आपन तो लहिंहें ॥ 
सुखु पाइहें कान सुनें बतियाँ कल, आपुसमें कछ पे कहिंहें । 
तुलसी अति ग्रेम लगीं पलकें, पुलकीं लखि राम हिये महि हैं।२३। 
' वे सखियाँ धीरज धारण कर ( परस्पर ) कहती हैं, .*हे 


६०-24 


सज़नी !. चलो, रातको जहाँ ये रहेंगे उस स्थानकों जाकर देखें। 


३७ अयोध्याकाण्ड 


यदि संसार हमलोगोंको खोठा भी कहेगा तो कुछ पखवा नहीं | 
नेत्र तो अपना फल पा जायेंगे और कान इनकी छुन्दर बातोंको 
सुनकर सुख पावेंगे | ( हमसे नहीं तो ) आपसमें तो अवश्य ही 
कुछ कहेंगे ही |! गोसाईजी कहते हैं, अत्यन्त ग्रेमसे उनकी आँखें 
बंद हो गयीं और श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें देखकर वे पुलकित 
हो गयीं | 
पद कोमल, स्यामल-गौर कलेवर राजत कोटि मनोज लजाएँ । 
कर बान-सरासन, सीस जठा, सरसीरुह-लोचन सोन सुहाए॥। 
जिन्ह देखे सखी ! सतिभायह्‌ तें तुलसी तिन्‍्ह तो मन फेरि न पाए 
एहिं मारग आजु किसोर बधू बिधुबेनी समेत सुभायँ सिघाए। २४। 
[ वे दूसरी ख्रियोंसे कहने छगीं--.- ] अरी सखि ! आज एक 
चन्द्रवदनी बालाके सहित दो कुमार खमावसे ही इस मार्गसे गये 
हैं। उनके चरण बड़े कोमल थे तथा श्याम और गौर शरीर करोड़ों 
कामदेवोंको छज्ित करते हुए सुशोमित हो रहे थे । उनके ह्वाथमें 
घनुष-बाण थे, सिरपर जठाएँ थीं तथा कमलके समान अरुणवर्णे 
नेत्र बड़े ही शोभायमान थे | जिन्होंने उन्हें सद्भावसे भी देख लिया, 
वे फिर उनकी ओरसे अपने मनको नहीं छोटा सके । 


मुखपंकज, कंजबिलोचन मंजु, मनोज-सरासन-सी बनीं भौँहें। 
कमनीय कलेवर कोमल स्यामल-गोर किसोर, जटा सिर सोहें ॥ 
तुलसी कटि तन, धरें घनु-बान, अचानक दिष्टि परी तिरछोहिं । 
केहि भाँति कहों सजनी ! तोहि सों, म्रदु मूरति है निवर्सी मन मोह 


कवितावली ३६ 


- उनके मुख कमछके समान और नेत्र भी कमठके ही समान 
घुन्दर थे तथा भौंहें कामदेवके घनुषके समान. बनी हुई थीं। उनकें 
भ्रति सुन्दर और सुकुमार श्याम-गोर शरीर थे, किशोर अवस्था .थी 
एवं सिरपर जठाएँ सुशोमित थीं तथा वे कमरमें तरकस कसे- और 
धनुष्न-बाण. लिये थे | जिस समयसे अचानक ही उन॑की 
तिरछी निगाह मुझपर पड़ी है, अरी सखि ! तुझसे किस: प्रकार 
कहूँ, वे दोनों मृदुल मूर्तियाँ मेरे मन्में बसकर मोहित कर रही हैं। 


वनमें 

प्रेमसों पीछें तिरीछें प्रियाहि चिते चितु दे चले ले चितु चोरें । 
स्थाम सरीर पसेउ लसे, हुलसे 'तुलसी” छबि सो मन मोरें॥ 
लोचन लोल, चलें भूकुटीं कल काम-कमानहु सो ठलु तोरें । 
राजत रा कुरंगके संग निषंगु करें, धलुसों सरु जोरें॥ 

. ( शरराम ) पीछेकी ओर प्रेमपूवक तिरछी इशसि दत्तचित्तसे 
प्रियाकी ओर निद्वारकर उनका चित्त चुराकर ( आखेठ्को ) चले। 
तुल्सीदासजी कहते हैं---( प्रभुके ) श्याम शरीरमें पसीना खुशोमित 
है, वह छबि मेरे हृदयमें हुलास भर देती है.। प्रभुके नेत्र चन्बछ 
हैं ओर सुन्दर भौंहें चलायमान हो रही हैं, जिन्हें देखकर कामदेव- 
की जो कमान है वह भी तृण तोड़ती अर्थात्‌ लज्जित होती है । 
इंस-प्रकारं तरकस बाँघे तथा घनुषपर बाण चढ़ोये भगवान्‌ राम 
दरिणके साथ ( दौड़ते हुए ) बड़े ही सुशोमित हो रहें हैं| 7 
सरं चारिक चारु-बनाइ कसें कटि, पानि सरासनु सायकु ले । 
बन खेल़त राम फिरें मृगया, तुलसी” छबि सो बरने किमि के । 


३७ अयोध्याकाण्ड 


अवलोकि अलौकिक रूपु मगीं मृग चौंकि चकें, चितवें चितु दे । 
न ढगें, न भगें जियें जानि सिलीमुख पंच धरें रतिनायकु है॥ 
श्रीरामचन्द्रजी वनमें शिकार खेलते फिरते हैं । उन्होंने दो- 
चार झुन्दर बाण बड़ी सुघरतासे कमरमें खोंस रक्खे हैं तथा हाथमें 
धनुष-बाण छिये हुए हैं । गोखामीजी कहते हैं कि उस शोभाका 
मैं केसे वर्णन कहूँ ? उनके अलौकिक रूपको देखकर मृग और 
मृगी चौंककर चकित हो जाते हैं ओर चित्त लगाकर देखने लगते 
हैं| वे यह जानकर कि पाँच बाण धारण किये साक्षात्‌ कामदेव 
ही हैं, न तो हिलते हैं और.न भागते ही हैं | 
बिंधिके बासी उदासी तपी ब्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे । 
गोतमतीय तरी तुलसी”, सो कथा सुनि भे घुनिबूृंद सुखारे॥ 
द्वे हैं सिला सब चंद्रमुखीं परसें पद मंजुल कंज तिहारे। 
कीन्ही भली रघुनायकजू ! करुना करि काननको पु धारे॥ 
... ... विन्ध्यपवेतपर रहनेवाले महात्रतधारी उदासी और तपसखी छोग 
बिना ख्ीके दुखी थे | वे मुनिगण यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए: कि 
इनके कारण गौतमकी ख्री अहल्या तर गयी, [ ओर बोले ] अब्र सब 
पत्थर आपके सुन्दर चरण-कमलछोंके स्प्शसे चन्द्रमुखी ख्री हो 
जायेगे । हे रघुनन्दनजी ! आपने अच्छा किया. जो कृपाकर- 


बनमें ४ चआएक 

में पधारे | .. 

४८ । के रह ढ़ 
3 हे 


इति अयोध्याकाण्ड 


+-4०>«> 2८४२७ 


अरण्यकाण्ड . 


मारीचानुधावन 


पंचबटीं बर पनंकुटी तर बैठे हैं राप्ठ सुमायँ सुहाए । 
सोहे प्रिया, प्रिय बंधु लसे, 'तुलसी' सब अंग घने छबि-छाए | 
देखि स्गा सृगनेनी कहे प्रिय बेन, ते प्रीतमके मन भाए | 

हेमकुरंगके संग सरासनु सायकु ले रघुनायकु धाए ॥ 
... पश्चवटीमें सुन्दर पर्णकुटीके समीप खभावसे ही उुन्दर 
श्रीरामचन्द्रजी बैठे हैं | ( साथमें ) प्रिया ( श्रीजानकीजी ) और 
: प्रिय बन्धु शोमित हैं । गोसाइजी कहते हैं---उनके सब अक्ढ बड़ें 
ही शोमायमान हैं | उस समय एक ( सोनेके ) मगको देखकर 
मृगनयनी ( श्रीजानकीजी ) ने [ उसे छानेके लिये ] जो प्रिय 
. बचन कहे वे प्रियतमके मनको बहुत प्रिय छंगे, तब रघुनाथजी . 
 धनुष-बाण ले उस सोनेके म्गके पीछे दोड़ पड़े | 


इति अरण्यकाण्ड 





किफिन्धाकाण्ड 
समुद्रोह्नद्न 

जब अंगदादिनकी मति-गति मंद भई, 
पवनके पूतको न कूदिबेको पछ गो । 

साहसी हे सठपर सहसा सकेलि आह, 
चितवत चहूँ ओर, ओरनिकों कु गो॥ 

तुलसी' रसातठकों निकसि सलिलु आयो, 
* कोल कलमंल्यों, अहि कमठको बलु गो । 

चारिह चरनके चपेट चॉपें चिपिटि गो, 


उचके उचकि चारि अंगुठ अचलु गो॥१॥ 
जब अड्डदादि वानरोंकी गति और बुद्धि मन्द पड़ गयी 


[ अर्थात्‌ किसीने पार जाना खीकार नहीं किया ] तब बायुकुमार 
हनुमान्‌जीको कूदनेमें पल्मात्रकी भी देरी नहीं हुई। वे साहसपूर्वक 
सहसा कोौतुकसे ही पव॑तपर आ चारों ओर देखने लगे । इससे 
शत्रुओंकी शान्ति भंग हो गयी | गोसाईजी कहते हैं कि रसातल्खे 
जल निकल आया; वाराह भगवान्‌ कलमछा गये तथा रोष और 
कच्छप बलहीन हो गये । चारों चरणोंसे जोरसे दबानेसे. पर्बेल 
पृथ्वीमं चिपट गया और फिर उनके कूदनेपर पर्वत: भी चार 


अंगुल उचक गया | 
द इति किष्किन्धाकाण्ड 


>+-+++>०/#४७५००-- 


सुन्दरकाए्ड 


+-+यल्ॉड्डकिस्टद-त- 


अशोकवन 
वासव-बरुन-बिधि-बनतें सुहावनो 
दसाननको काननु बसंतकों सिंगारु सो । 
समय पुराने पात परत, डरत बातु, 
पालत लालत रति-मारकों बिहारु सो॥ 
देखें बर बापिका तड़ाग बागको बनाउ, * 
रागबस भो बिरागी पवनकुमारु सो.। 
सीयकी दसा बिलोकि बिटप असोक तर, 
तुलसी! बिलोक्यो सो तिलोक-सोक-सारु सो॥ १॥ 
गोसाइंजी कहते हैं कि रावणका वन इन्द्र, वरुण और 
ब्रह्मके वनसे भी अधिक सुहावना था | वह मानो वसन्तका 
श्रृद्धर ही था | ( तात्पयय यह कि सब वन और उपवनोंका श्रज्जार 
वसन्‍त ऋतु है परन्तु रावणका बाग वसन्त ऋतुकी भी शोमों 
बढ़ानेवाला था | ) पुराने पत्ते ( पतक्नइ़के ) समय ही गिरते हैं; 
क्योंकि वायु वहाँ आते हुए डरता था और उसके बागका 
लालन-पालन रति ओर कामदेवके विहार-स्थल्के समान करता 
या | उत्तम बावढी, तालाब और बागकी बनावट देखकेरे 
हनुमानूजी-जेसे वेराग्यवान्‌ भी रागके वशीमृत-से हो गये। 
( किन्तु ) जब उन्होंने अशोक वृक्षके तले श्रीजानकीजीकी 


8१ सुन्द्रकाण्ड 
दशा देखी तो उन्हें वह बाग तीनों लेकोंके शोकका सार-सा 
दिखायी दिया । 


माली मेघमाल, बनपाल बिकराल भट, 

नीें सब काल सींचें सुधासार नीरके । 
मेघनाद तें दुलारो, प्रान तें पिआरो बागु, 

अति अनुराग जियें जात॒धान धीर के।॥ 
(तुलसी सो जानि-सुनि, सीयको दरसु पाह, 

पेठो बाटिकोँ बजाइ बल रघुबीर के। 
विद्यमान देखत दसाननको काननु सो 

तहस-नहस कियो साहसी समीर कें।॥| २॥ 


.. वहाँ मेघोंके समूह माली हैं और बड़े-बड़े विकराछ मठ उस 
बागके रक्षक हैं | वे सब समय अम्ृतके सार-सद्ृश मीठे जलूसे उसे 

अच्छी प्रकार सींचते हैं | धीर-बीर रावणके चित्तमें उस बागके ग्रति 
अत्यन्त अनुराग था। उसे वह मेघनादसे भी अधिक दुलारा और 
प्राणोंसे भी अधिक प्यारा था । गोसाईजी कहते हैं---यह सब जान- 
सुनकर भी श्रीहनुमानूजी जानकीजीका दशेन पा श्रीरामचन्द्रजीके 
बलसे बागमें निःशझ्ल घुस गये; और रावणके रहते और देखते हुए 
भी साहसी वायुनन्दनने उस वनको तहस-नहस कर दिया | 


लेकादहन 


बसन बटोरि बोरि-बोरि तेल तमीचर, 
खोरि-खोरि धाह आह बाँधत हंँगूर हैं। 


कवितावली ड२ 


तेसो कपि कौतुकी डेरात ठीले गात के-के, 
लातके अघात सहे, जीमें कहे, कूर हैं ॥ 
बाल किलकारी के-के, तारी दे-दे गारी देत, ... 
पाछें लागे, बाजत निसतान ढोल तूर हैं । 
बालधी बढ़न लागी, ठोर-ठोर दीन्ही आगी, 
बिंधिकी दवारि केधों कोटिसत खर हैं।॥ ३॥ 
राक्षस लोग गढी-गछी दौड़कर, कपड़े बठोरकर और उन्हें 
तेलमें डुबा-डुबाकर आकर हनुमान्‌जीकी एूँछमें बाँवते हैं । बेंसे ही 
खिलाड़ी हनुमानजी भी डरते हुए-से शरीरको ढीला कर-करके उनकी 
छातोंके आधात सहन करते हैं और मन-ही-मन कहते हैं कि ये 
सब कायर हैं | वाहक किलकारी मारकर ताली बजा-बजाकर गाली 
देते हुए पीछे लगे हैं, तथा नगाड़े, ढोल और तुरुह्दी बजाये जा रहे 
हैं | पूँछ बढ़ने लगी और [ राक्षसोंने उसमें | जहाँ-तहाँ आग लगा 
दी, जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो वह विन्थ्य पर्वतकी दावाप्मि 
हो अथवा तौ करोड़ सूर्य हों । द द 


लाइ-लाइ आगि भागे बालजाल जहाँ तहाँ, 
लघु हे निबुक्कि गिरि मेरुतें बिसाल भो । 

कोतुकी कपीसु कूदि कनक-कंगूरो चढ़यो, 
रावन-मवन चढ़ि ठाढ़ो तेहि काल भो ॥ 

“तुलसी” बिराज्यो ब्योम बालधी पसारि भारी, 
. देखें हहरात मट, काठ सो कराल भो । 


रे सुन्दरकाण्ड 


तेजको निधानु मानो कोटिक कसानु-भाजु, 


नख बिकराल, मुखु तेसो रिस छाल भो ॥ ४॥| 
_बाल्समूह [ पूँछमें ] आग लगा-छगाकर जहाँ-तहाँ भांग गये 
और हनुमानजी छोटे हो फंदेसे निकलकर फिर सुमेंर॒ पब॑तसे भी 
बिशाल हो गये | तदनन्तर बिलाड़ी हनुमान्‌ कूदकर सोनेके कंगूरेपर 
चढ़ गये और वहाँसे उसी समय रावणके राजमहरूपर चढ़कर बड़े 
हो गये | गोसाईजी कहते हैं, ( उस समय ) वे आकाशमें अपनी 
लंबी पूँछ फैलाये हुए सुशोमित थे । उसको देखकर वीर लोग हृहर 
( यर्र ) जाते थे; ( उस समय ) वें काठके समांन मयड्डूर हो गये। 
वे तेजके पुञ्न-से जान पड़ते थे, मानो करोड़ों अग्नि और सूय हैं । 
उनके नख बड़े बिकराल थे और वेसे ही मुख भी क्रोधसे छाल 
हो रहा था। .ः 


बालधी बिसाल बिकराल ज्वालजाल मानो 
लुक ठीलिबेको काल रसना पसारी है । 
कैधों ब्योमबीथिका भरे हैं भूरि धूमकेत, 
वीररस बीर तरवारि सो उधघारी हे-॥ 
'तुलसी' सुरेस-चापु, केधों दामिनि-कलापु, 
कैधों चली मेरु तें कृसालु-सरि भारी है । 
देखें जातुधान-जात॒धानीं अकुलानी कहें, 
5. कानलु उजारथो, अब नगरु प्रजारिहे ॥ ५॥) 
"यंकर ज्वाल्मालके सहित विशाल पूँछ ऐसी जान पड़ती थी. 
मानो लंकाको निगलनेके लिये कालने जीम फैछायी है, अथवा मानो 
आकाशमार्गम अनेकों धूमकेतु भरे हैं, अथवा वीररस-रूपी वीरने 


कचितावली ४8 


मानो तलवार निकाल ली है | गोसाइंजी कहते हैं. कि यह्द इन्द्रधनुष 
है अथवा बिजलीका समूह है या सुमेरु पवेतसे अग्निकी भारी नदी 
बह चढी है | उसे देखकर राक्षत और राक्षसियाँ व्याकुल होकर 
कहती हैं---यह वनको तो उजाड़ चुका, अब नगरको और जलावेगा-। 


जहाँ-तहाँ बुबुक बिलोकि बुबुकारी देत, 
जरत निकेतु धावो, धावो, लागी आगि रे | 
कहाँ तातु, मातु, आत-भगिनी, मामिनी-भाभी, 
ढोठटा छोटे छोहरा अभागे भोंडे भागि रे ॥। 
हाथी छोरो, घोरा छोरो, महिष-बृषम छोरो, | 
छेरी छोरी, सोवे सो,जगाबी,जागि,जागि रे। 
तुलसी' बिलोकि अकुलानी जातुधानीं कहें, क्‍ 
बार-बार कह्मों, पिय ! कपिसों न लागि रे॥ ६॥ 


जहाँ-तहाँ आगकी मभकको देखकर पुकार देते हैं--५अरे ! 
भागो, भागो | आग लग गयी है, घर जल रहा है | अरे अभागे ! 
माता-पिता, माई-बहिन, ख्री-भोजाई, छड़के-बच्चे, कहाँ हैं? अरे 
गँवार ! भाग, भाग | हाथी खोलो, घोड़ा खोलो, भैंस और बेल खोलो 
तथा बकरियोंको भी खोल दो | वह सोता है, उसे जगा दो | भरे 
जागो ! जागो !!? गोसाइजी कहते हैं कि इस दशाको देखकर 
राक्षसस्नरियाँ व्याकुड होकर अपने-अपने पतियोंसे कहती हैं--हे 
प्रियतम ! हमने बार-बार कहा था कि इस बंदरके मुह मत लगो । 


देखि ज्वालाजालु, हाहकारु दसकंध सुनि, 
क्यो, धरो, धरो, धाए बीर बलवान हैं । 


3५ खुन्द्रकाण्ड 


लिए घल-सेल, पास-परिध, प्रचंड दंड, 

भाजन सनीर, धीर घधरें धनु-बान हैं।॥ 
'पतुलसी' समिध सोंज, लंक जग्यकुंडु लखि, 

जातुधान पुंगीफल जब तिल धान हैं। 
खवा सो लेगूल, बलमूल प्रतिकूल हृबि, 

खाहा महा हॉकि हॉकि हुनें हनुमान हैं।| ७॥ 


उस (घधवकते हुए ) अग्निसमूहको देख और लोगोंका हाह्मकार 
सुन रावणने कहा “भरे ! इसे पकड़ो ! इसे पकड़ो !!” यह घझुनकर 
बहुत-से बल्वान्‌ योद्धा त्रिशूछ, बछीं, फाँसी, परिष, मजबूत डंडे 
और पानी भरे हुए बरतन ढिये दोड़े और कुछ धीर छोगोंने घनुष- 
"बाण भी धारण कर रक्‍्खे थे | श्रीगोसाइंजी कहते हैं कि लंकाको 
यज्ञकुण्ड समझो और वहाँकी सामग्री लकड़ी हैं. तथा राक्षसगण सुपारी 
जौ, तिल और धान हैं । ह॒नुमानूजीकी पूँछ खुवा है, बल्वान्‌ शत्रु हृवि 
हैं और उच्च हाँकरूपी खाह्ममन्त्रद्दारा हनुमानजी हृवन कर रहे हैं । 


गाज्यो कपि गाज ज्यों, बिराज्यो ज्वालजालजुत, 

भाजे बीर धीर, अकुलाइ उठ्यो रावनो | 
धावों, धावों, धरो, सुनि धाए जातुधान धारि, 
. बारिधारा उलदे जलदु जोन सावनो॥ 
लपट-झपट  झहराने,  हहराने बात, 

भहराने भट, परथो प्रबल परावनो । 
ढकनि ढकेलि, पेलि सचिव चले ले ठेलि, 

नाथ ! न चलेगो बल, अनलु भयावनों | ८॥ 


कवितावली ७६ 


हनुमानूजी धधकते हुए अग्निसमूहसे सुशोभित हुए और 
बादलकी भाँति गरजे । इससे बड़े धीर-वीर योद्धा भाग गये और रावण 
भी व्याकुल हो उठा और बोला, “दौड़ो, दौड़ो, इसे पकड़ छो |! यह्द 
सुनकर राक्षसोंकी. सेना दौड़ी, मानो सावनका बादछ जछ बरसा रहा 
हो । वे योद्धालोग आगकी रूपठोंकी झ्पटसे झुडढसकर और वायुके 
झकोरोंसे घबड़ाकर व्याकुछ हो गये | इस प्रकार उस समय वहाँ 
भारी भंगेदड़ पड़ गयी । रावणको भी मन्‍्त्रीकोग पक्कोंसे ढकेडकर और 
जबरदस्ती ठेलकर ले चले और कहने छगे-हे नाथ ! आग भयंकर 
है, इसमें बल नहीं चलेगा । 
_ ' बड़ी बिकराल बेषु देखि, सुनि सिंघनादु, 
उख्यो मेघनादु, सबिषाद कहे रावनो । 

बेग जित्यो मारुतु, प्रताप मारतंड कोटि, 
.... कालऊ करालता, बड़ाई जित्यो बावनो॥ 
... तुलसी” सयाने जातुधान पछिताने कहें, 
.. जाको ऐसो दूतु, सो तो साहेबु अबे आवनो । 
काहेकी कुसल रोपें राम बामदेवह की, 
। विषम बलीसों बादि बेरकों बढ़ावनों॥९॥ 


हनुमानजीका बड़ा भयंकर वेष देख और उनका सिंहनाद सुन 
मेघनाद उठा और रावण भी चिन्तायुक्त होकर बोला---इसने तो 
वेगमें वायुको, ग्रतापमें करोड़ों सूर्योको, कराढतामें कालको और बड़ाई 
( विशालता ) में भगवान्‌ वामनको भी जीत लिया | तुल्सीदासजी 
कद्दते हैं--उस संमय जो समझदार राक्षस थे, वे पश्चात्ताप करते 
हुए: कहने ,लगे, “जिसका दूत ऐसा ( प्रचण्ड ) है,. वह खामी तो 


ड3 सुन्द्रकाण्डू 


अभी आना बाकी ही है |! भा रामके क्रोधित होनेपर शिवजीकी 
भी कुशल केसे हो सकती है ? ऐसे बाँके वीरसे बैर बढ़ाना व्यर्थ 
ही है। 


पानी ! पानी ! पानी ! सब रानी अकुलानी कहें, 
.. जाति हैं परानी, गति जानी गजचालि है। 
बसन बिसारें, मनिभषन सँभारत न, 
आनन सुखाने, कहें, क्योंह कोऊ पालिहे॥ 
तुलसी” मँदोवे मीजि हाथ, धुनि माथ कहे, 
काहूँ कान कियो न, में कद्यो केतो कालि है। 
बापुरं बिभीषन पुकारि बार-बार क्यो, 
. बानरु बड़ी बलाइ घने घर पघालिहे ॥१०॥ 


सब रानियाँ व्याकु होकर “पानी-पानी? चिह्लाती हैं और 
दौड़ी चढी जा रही हैं। गजकी-सी चाठ्से ही उनकी गति 
पहचाननेमें आती है | वे वस्र लेना भूल गयी हैं और मणिजटित 
आभूषणोंको भी नहीं सँभाल सकी हैं | उनके मुख सूख रहे हैं और 
वे कहती हैं--“क्या किसी प्रकार मी कोई हमारी रक्षा करेगा ” 
गोसाईंजी कहते हैं--मन्दोदरी हाथ मल-मलकर और सिर धुन-धुनकर 
कहती है कि अहो ! कल मैंने कितना कहा, फिर भी किसीने उसपर 
कान नहीं दिया | बेचारे विभीषणने भी बार-बार पुकारकर कहा कि 
यह वानर बड़ी भारी बला है और बहुत-से घरोंको चौपट कर देगा | 


काननु उजारथो तो उजारथो, न बिगारथो कह, 
. बानरु बेचारो बाँधि आन्यो हटि हारसों | 


कवितावली ४८ 


“) - निपट निडर देखि काहूँ न लख्यो बिसेषि, 
:. - दौीन्हो ना छड़ाइ कहि कुलके कुठारसों ॥ 
छोटे ओ बड़ेरे मेरे पूतक अनेरे सब, 
सॉपनि सों खेलें, मेलें गरे छुराधार सों। 
तुलसी” मँदोवे रोइ-रोइ के बिगोवे आपु, 
बार-बार क्यो में पुकारि दाढ़ीजारसों ॥११॥ 
“'वनको उजाड़ा, तो उजाड़ा, उससे कुछ बिगाड़ नहीं हुआ 
था; किन्तु ये बेचारे इस बन्दरको उपवनसे हठात्‌ बाँधकर ले आये | 
उसे बिल्कुल निडर देखकर भी किसीने कुछ विशेष नहीं समझा और 
न कुलकुठार मेघनादसे कहकर किसीने उसे छुड़ाया ही । मेरे छोटे 
बड़े सभी पुत्र अन्यायी हैं, ये साँपोंसे खेल्वाड करते हैं और छूरेकी 
घारम अपनी गदनें रखते हैं |! गोसाइंजी कहते हैं कि मन्दोदरी 
रो-रोकर अपनेको क्षीण करती है और कहती है कि मैंने इस 
दाढ़ीजार ( मेंधनाद ) से बार-बार पुकारकर कहा ( परन्तु इसने 
मेरी एक बात न छुनी ) । 
*  रानों अकुलानी सब डाढृत परानी जाहिं, 
. सकें न बिलोकि बेबु केसरीकुमारको । 
मीजि-मीजि हाथ, धुनें माथ दसमाथ-तिय, 
तुलसी! तिलीो न भयो बाहेर अगारकों ॥ 
.. सबु असबाबु डाढ़ो, में न काढ़ो, तें न काढो, 
.. जियकी परी, सँमारे सहन-भंडार को। 
खीझति मेदोबे सबिषाद देखि मेघनादु, 
बयो लुनिअत 'सब याही दाढ़ीजारको ॥१२॥ 


४९, सुन्दरकाण्ड 


रानियाँ सब जलती हुई घबड़ाकर दौड़ी चली जाती हैं । वे 
केशरीनन्दन € हनुमानजी ) के ( विकराछ ) वेषकोी देख नहीं 
सकतीं | रावणकी ख्रियाँ हांथ म-मलठ्कर रद्द जाती हैं और सिर 
धुन-धुनकर कहती हैं कि तिलमर वस्तु भी घरके बाहर नहीं हो 
: सकी । सब असबाब जल गया, न मैंने ही निकाछ और न तूने 
ही निकाछा | सबको अपने-अपने जीकी पड़ी थी, घर-आँगन कौन 
सँमाठता । मेघनादको देखकर मन्दोदरी दुःखपूवक क्रोधित होती है 
'और कहती है कि इसी दाढ़ीजारका बोया हुआ सब काट रहे हैं 
[ यदि यह इस बंदरकों पकड़कर न छाता तो ऐसी आफत क्‍यों 
आती ? | ेु 
रावनकी रानीं ब्रिलखानी कहे जातुधानीं, 
हाहा ! कोऊ कहे बीसबाहु दसमाथ सों । 
काहे मेघनाद ! काहे, काहे रे महोदर ! तूँ, 
भीरजु न देत, लाइ लेत क्‍यों न हाथसों ॥ 
काहे अतिकाय ! काहे, काहे रे अकंपन ! 
अभागे तीय त्यागे भोंड़े भागे जात साथसों । 
तुलसी” बढ़ाई बादि सालतें बिसाल बाहें, 
. याहीं बल बालिसो बिरोधु रघुनाथसों ॥१३॥ 
राक्षसियाँ जो रावणकी रानियाँ थीं, बिछ्ख-बिल्खकर कहती 
हैं--.'हाय |! हाय !! कोई यह हाछ बीस भुजा और दस सिराले 
रावणको सुनावे। क्‍यों रे मेघनाद ! क्यों रे महोदर ! तुम हमें 
पैय क्‍यों नहीं बँधाते और अपने हाथोंमें आश्रय क्‍यों नहीं देते ? 
क्यों रे अतिकाय ! क्यों रे अकम्पन ! अरे अभागे जवारो ! क्‍यों 
स्रियोंको व्यागकर साथसे भागे जाते हो ? तुमछोगोंने व्यथ ही 
क० छेन- 


कबितावली (५७ 





साल्वृक्षके समान बड़ी-बड़ी भुजाएँ बढ़ा रक्‍्खी हैं ? भरे मूर्खों ! 
इसी बलसे रघुनाथजीसे बेर वढ़ाया है ? 


हाट-बाट, कोट-ओट, अठनि, अगार, पोरि, 
खोरि-खोरि दौरि-दोरि दीन्ही अति आगि है । 
आरत पुकारत, सेमारत न कोऊ काहू, 
ब्याकुल जहाँ सो तहाँ लोक चले भागि हैं ॥ 
बालधी फिरावे, बार-बार झहराबे, झ्रें 
बुँदिया-सी, लंक पपिलाइ पाग पागि हे। 
“तुलसी” बिलोकि अकुलानी जातुधानीं कहें, 
चित्रह के कपि सों निसाचरु न लागिहे ॥१४॥ 
( इस ग्रकार हनुमानजीने ) हाठ-बाठ, किले-प्राकार, अगारी, 
घर-दरवाजे और गछी-गछीमें दौड़-दौड़कर भारी आग छगा दी। 
सब लोग आतंनाद कर रहे हैं, कोई किसीको नहीं सँमालता । सब 
लोग व्याकुछ होकर जहाँ-तहाँ माग चले। हनुमानजी पूँछको 
घुमाकर बार-बार झाड़ते हैं, उससे बुँदियाकी भाँति चिनगारियाँ झड़ 
रही हैं, मानो लक्»ाको पिघलाकर उसकी चासनीमें उस बुँदियाको 
पागेंगे । यह देखकर राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहती हैं कि अब 
राक्षसछोग चित्रके वानरसे भी नहीं भिड़ेंगे । 


लगी, लागी आगि, भागि-भागि चले जहाँ-तहाँ, 
धीयको न माय, बाप पूत न समभारहीं । 

छूटे बार, बसन उपारे, धूम-धुंद अंध, 
कहें बारे-बूढ़े बारि, बारि! बार बारहीं ॥ 


५१ सुन्दरकाण्ड 
हय॑ हिहिनात, भागे जात घहरात गज, 
भारी भीर ठेलि-पेलि रौंदि-खोंदि डारहीं । 
नाम ले चिलात, बिललात अकुलात अति, 
'तात तात ! तोंसिअत, झोंसिअत, झारहीं! ॥१५॥ 
आग छग गयी, आग लग गयी, ऐसा पुकारते हुए सब लोग 
जहाँ-तहाँ भाग चले | न माँ लड़कीको सँभालती है और न पिता 
पुत्रकों संभालता है | केश और वल्र ख़ुल गये हैं, सब छोग नंगे 
हो गये हैं, और धुएँकी धुंधसे अंधे होकर लड़के-बूढ़े सब बार-बार 
'पाना-पानी? पुकार रहे हैं । धोड़े हिनहिनाते हुए भागे जाते हैं, 
हाथी चिग्घार मारते हैं और जो बड़ी भारी भीड़ छगी हुई थी, उसे 
पक्कोसे ढकेलकर परोंसे कुचले डालते हैं । सब लोग नाम छे-लेकर 
पुकार रहे हैं, और अत्यन्त बिलबिछाते तथा अकुछाते हुए कहते 
हैं, ध्बाप रे बाप ! आगकी लूपटोंसे तो झुल्से जाते हैं, तपे जाते हैं |! 
लपट कराल ज्वालजालमाल दहूँ दिसि, 
धूम अकुलाने, पहिचाने कौन काहि रे। 
पानीकी ललात, बिललात, जरे गात जात, 
परे पाइमाल जात “भ्रात ! तूँ निबाहि रे॥ 
प्रिया ! तूँ पराहि, नाथ ! नाथ ! तूँ पराहि, बाप ! 
बाप ! तूँ पराहि, पूत ! पूत ! तूँ पराहि रे! । 
“तुलसी” बिलोकि लोग ब्याकुल बेहाल कहें, 
लेहि दससीस ! अब बीस चख चाहि रे ॥१६॥ 


कवितावली ५३ 


दसों दिशाओंमें ज्वाल्माछाओंकी मयंकर छूपटें फेल गयी हैं । 
सब छोग धुएँसे व्याकुल हो रहे हैं । उस धूममें कोन किसे पहचान 
सकता था । छोग पानीके लिये छालायित होकर बिलबिला रहे हैं, 
शरीर जछा जाता है, सब लोग तबाह हुए जाते हैं और कहते 
हैं--प्मैया | बचाओ ! प्रियें ! तुम मागो | हे नाथ ! है नाथ : 
भागो । पिताजी ! पिताजी ! दौड़ो । भरे बेटा ! ओ बेठा | भाग ।! 
तुल्सीदासजी कहते हैं----सब छोग व्याकुल और परेशान होकर 
कह रहे हैं--“अरे दशशीश रावण ! अब बीसों आँखोंसे अपनी 
करवत देख ले ॥! 


बीथिका-बजार प्रति, अठनि अगार ग्रति, 

पवरि-पगार प्रति बानरु बिलोकिए । 
अध-ऊर्घ बानर, विदिसि-दिसि बानरु हे, 

मानो रह्यो है भरि बानरु तिलोकिएँ॥ 
मूदें आँखि हियमें, उघारें आँखि आगें ठाढ़ो, 

धाइ जाइए जहाँ-तहाँ, और कोऊ कोकिए । 
लेहु, अब लेहु, तब कोठ न सिखाबो मानो, 

सोई सतराह जाई, जाहि-जाहि रोकिए ॥१७॥ 


[ हनुमानजी ऐसी शीघ्रतासे घूम रहे हैं कि ] गली-गढी, 
बाजार-बाजार, अठारी-अठारी, घर-घर, द्वार-द्वार, दीवार-दीवारपर 
वानर ही दिखायी पड़ रहा है | ऊपर-नीचे और दिशा-विदिशाओंमें 
वानर ही दीखता है, मानो वह वानर तीनों छोकोंमें मर गया है । 
आँख मूँदनेसे हृदयमें और आँख खोलनेसे आगे खड़ा दिखायी देता 
है | जहाँ और किसीको पुकारते हैं, वहाँ मानो हनुमानजी ही जा 


प्र सखुन्दरकाण्ड 


घमकते हैं | 'छो, अब छो; पहले तो किसीने हमारी शिक्षा नहीं 
मानीः---इस प्रकार जिसे रोकते हैं, वही सतरा ( चिढ़ ) जाता है । 
एक करें धौंज, एक कहें, काठों सोंज, एक 
औंजि, पानी पीके कहें, बनत न आवनो । 
एक परे गाढ़े, एक डाढत हीं काढ़े, एक 
देखत हैं ठाढ़े, कहें, पावकु भयावनों ।। 
तुलसी” कहत एक 'नीकें हाथ लाए कपि, 
अजहूँ न छाड़े बाठु गाठको बजावनो' । 
धाओ रे, बुझाओ रे','कि बावरे हो रावरे, या 
औरे आगि लागी, न बुझावे सिंधु सावनो' ॥१८॥ 


कोई दौड़ लगाते हैं, कोई कहते हैं 'असबाब निकालो?, कोई 
ऊमससे घबड़ाकर पानी पीकर कहते हैं कि आते नहीं बनता, 
कोई बड़े संकटमें पड़ गये हैं, कोई जल्ते ही निकाले जाते हैं, 
कोई खड़े-खड़े देखते हैं ओर कहते हैं कि “अग्नि बड़ी भयद्डुर 
है ।! तुल्सीदासजी कहते हैं, कोई कहते हैं कि 'हनुमानजीने 
खूब हाथ लगाया, किन्तु यह मूर्ख अब भी गाल बजाना नहीं 
छोड़ता।” कोई कहता है----“अरे दौड़ो, अरे बुझाओ |? दूसरा कहता 
है--क्या तुम बावले हुए हो ? यह कुछ और ही तरहकी आग 
लगी है, जिसे समुद्र और सावनका मेघ भी नहीं बुझा सकते ।? 


कोपि दसकंध तब प्रल्यपयोद बोले, 
रावन-रजाइ धाइ आए जूथ जोरि के। 


 कवितावर्ली छ 


कद्यो लंकपति लंक बरत, बुताओं बेगि 
बानरु बहाइ मारों महाबारि बोरि के ॥ 
भले नाथ ! नाइ माथ चले पाथपग्रदनाथ, 
_ बरपें मुसलधार बार-बार घोरि के। 
जीवनतें जागी आगी, चपरि चौगुनी लागी, 
'तुलसी” भभरि सेघ भागे मुखु मोरि के ॥१९॥ 
तब रावणने क्रोधित होकर प्रत्यकालके मेघोंको बुलाया और 
वे रावणकी आज्ञासे सब अपना दल बटठोरकर दोड़े आये। उनसे 
लड्डापतिने कह्ाा--“अरे मेघो ! जलती हुई लझ्ञापुरीको शीघ्र 
बुझाओ और बंदरको बहाकर गम्भीर जलमें डुबाकर मार डालो | 
तब मेधोंके खामी “महाराज ! बहुत अच्छा? ऐसा कहकर प्रणाम 
करके चल दिये और बार-बार गरज-गरजकर मूसल्धार पानी बरसाने 
लगे | किन्तु जल्से अग्नि और भी प्रज्वलित हो गयी और चपल्ता- 
पूवंक चौगुनी बढ़ गयी | तुल्सीदासजी कहते हैं--तब सब मेघ 
धबड़ाकर मुँह मोड़कर भागे | 


इहाँ ज्वाल जरे जात, उहाँ ग्लानि गरे गात, 

सखे सकुचात सब, कहत पुकार हैं। 
जुग-षट भानु देखे, श्रल्यकृसानु देखे, 

सेष-मुख-अनल बिलोके बार-बार हैं॥ 
#तुलसी” सुन्यों न कान सलिल सर्पी-समान, 

अति; अचिरिजु कियो केसरीकुमार है! | 
बारिद-बचन सुनि: धुने सीस सचिवन्ह, 

कहें द्ससीस ! ईस-बामता-बिकार हैं? ॥२०॥ 


के सुन्द्रकाण्ड 


बादल इधर तो अप्निकी ल्पटोंसे जले जाते हैं और उधर 
उनके शरीर ग्लानिसे गले जाते हैं । सब मेघ शुष्क हो सकुचाकर 
पुकारने छगे--“हमलोगोंने बारहों सूर्य देखे, प्रव्यका अग्नि देखा 
और कई बार शेषजीके मुखकी ज्वाला देखी । परन्तु कभी जल्को 
ध्ृतके समान हुआ नहीं सुना | यह महान्‌ आश्चय केसरीनन्दन 
( हनुमानजी ) ने कर दिखाया |! मेधोंके बचन सुनकर मन्त्रीगण 
सिर धुनने छगे और रावणसे बोले-“यह सब इश्वरकी प्रतिकूलताका 
विकार है |! 
'पावकु, पवनु, पानी, मानु, हिमवानु, जम, 
कालु, लोकपाल मेरे डर डावॉडोल हैं । 
साहेबु महेसु, सदा संकित रमेसु मोहिं, 
महातप साहस बिरंचि लीन्‍्हें मोल हैं ॥ 
'तुलसी' तिलोक आजु दूजो न बिराजे राजु, 
बाजे-बाजे राजनिके बेटा-बेटी ओल हैं । 
को है इस नामको, जो बाम होत मोहूसे को, 
मालवान ! रावरे के बावरे-से बोल हैं? ॥२१॥ 


तब रावणने कहा--“अम्नि, वायु, जल, सूर्य, हिमाचल, यम, 
काठ और लोकपाल ( इन्द्रादि ) मेरे डरसे डाँवाडोल रहते हैं अर्थात्‌ 
कॉपते रहते हैं | हमारे खामी श्रीमहादेवजी हैं, लक्ष्मीपति विष्णु 
भी हमसे सदा शज्लित रहते हैं । मैंने साहसपूर्वक मह्ान्‌ तपस्या 
करके अह्माजीको भी मोल ले लिया है अर्थात्‌ वे भी मेरे प्रतिकूल 
नहीं जा सकते | तीनों छोकोंमें आज कोई दूसरा राजा विराजमान 
नहीं है। और तो क्या, बाजे-बाजे राजाओंके बेटा-बेटीतक हमारे 


कवितावली (५६ 


यहाँ ओलमें / गिरवीं ) हैं | माल्यवान्‌ ! तुम्हारे वचन पागकोके-से 
हैं। यह ईश्वर नामका व्यक्ति कौन है जो मेरे-जेसे शूरवीरके 
प्रतिकूल जा सकता है : 


भूमि भूमिपाल, ब्यालपालक पताल, नाक- 

पाल, लोकपाल जेंते, सुभट-समाजु है। 
कहे मालवान, जातुधानपति ! राबरे को 

मनहूँ अकाजु आने, ऐसो कौन आज है ।| 
रामकोहु पावक्ु, समीरु सीय-खासु, कीसु 

इस-बामता बिलोकु, बानरकों ब्याजु है| 


जारत पचारि फेरि-फेरि सो निर्ंक लंक, 
जहाँ बॉको बीरु तोसो ग्र-सिरताजु है ॥२२५॥ 


तब माल्यवान्‌ कहने लगा---ध ृथ्वीमें जितने राजा हैं, पातालमें 
जितने सर्पराज हैं, जितने खगके अधिपति और लोकपाल हैं और 
जितना वीरोंका समाज है, हे राक्षसेश्वर ! उनमेंसे आज ऐसा कौन 
है जो मनसे भी आपका अपकार करनेकी सोचे ? किन्तु यह अग्नि 
तो श्रीरामचन्द्रजीका क्रोध है और वायु जानकीजीका श्वास है। 
और देखो, वानरके रूपमें यह ईश्वरकी प्रतिकूलता ही है, वानरका 
तो बहानामात्र है | इसीसे जहाँ तुम्हारे समान शूरशिरोमणि बाँका 
वीर मौजूद है, वहीं यह बार-बार बल्पूवंक किसी प्रकारकी शक्ल 
न करता हुआ लड्जाको जला रहा है |! 


पान-पकवान विधि नाना के,सँधानो,सीधो, 
. बिधिध-बिधान धान बरत बखारहीं। 


५७ सुन्द्रकाण्ड 


कनककिरीट कोटि, पलंग, पेटारे, पीट 
काढ़्त कहार सब जरे भरे भारहीं॥ 
प्रबल अनल बाढ़ें जहाँ काढ़े तहाँ डाढ़े, 
झपट-लपट भरे. भवन-भँडारहीं । 
तुलसी” अगारु न पगारु न बजारु बच्यो 
हाथी हथसार जरे, घोरे धोरसारहीं ॥२३॥ 
अनेक प्रकारके पेय पदार्थ, पकान्न, अचार, सीघा ( चावल- 
दाल आदि ) और अनेक ग्रकारके धान बखारमें ही जल रहे हैं । 
करोड़ों सोनेके मुकुट, पलंग, पिठारे और सिंहासन निकालनेमें कहार- 
लोग भार लिये हुए ही जल रहे हैं | प्रबल अग्निके बढ़ जानेसे जो 
वस्तुएँ जहाँ निकालकर रकखीं वहीं जल गयीं तथा अग्निकी झपट 
और लूपट घर और भण्डारमें मर गयीं | गोसाइजी कहते हैं कि न 
तो घर बचा, न दीवार या बाजार ही बचा | हाथी हाथीखानेमें 
और धोड़े घुड़सालहीमें जल गये । 
हाट-बाट हाटकु पिधिलि चलो घी-सो घनो, 
कनक-कराही लंक तलफति तायसों । 
नाना पकवान जातुधान बलवान सब 
पागि-पागि ढेरी कीन्ही मलीभाँति भायसों ।। 
पाहुने कृसानु पवमानसों परोसो, हनु- 
मान सनमानि के जेंबाए चित-चायसों । 
'तुलसी” निहारि अरिनारि दे-दे गारि कहें, 
बावरें सुरारि बेरु कीन्हों रामरायसों! ॥२४॥ 


कवितावली (९८ 


बाजार तथा राहमें ढेर-का-ढेर सोना धीके समान पिघलकर 
बहने लगा | अग्निके तापसे सोनेकी ल्ड्कारूपी कराही खदक रही 
है, उसमें बलवान राक्षसरूपी अनेक प्रकारकी मिठाइयोंको बड़े प्रेमसे 
पागकर खूब ढेर छगा दिया है और अपने अभ्निरूपी पाइनेको वायु- 
द्वारा परसत्ाकर हनुमानजीने बड़े चावले आदरपूवेक भोजन कराया 
है | यह देखकर शत्रुकी श्लियाँ गाढी दे-देकर कहती हैं---«भरे ! 
'वागल रावणने श्रीरामचन्द्रके साथ वेर किया है !! 


रावनु सो राजरोगु बाढ़त बिराट-उर, 

दिनु-दिनु बिकल, सकल सुख रॉक सो । 
नाना उपचार करि हारे सुर, सिद्ध, मुनि, 

होत न बिसोक, ओत पावे न मनाक सो ॥। 
रामकी रजाहतें रसाइनी समीरत्नु 

उतरि परयोधि पार सोधि सरवाक सो । 
जातुधान-बुट पुटपाक लंक-जातरूप- 

रतन जतन जारि कियो है सगांक-सो ॥२५॥ 


विराट पुरुषके हृदयमें रावणरूपी राजरोगं बढ़ रहा था, 
जिससे व्याकुल होकर वह दिनोंदिन समस्त सुखोंसे हीन होता 
जाता था। देवता, सिद्ध और मुनिगण अनेक प्रकारकी ओषधि 
करके हार गये; परन्तु न तो वह शोकरहित होता था, न कुछ 
भी चैन पाता था | तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे रसवेध 
हनुमानजीने समुद्रके पार उतरकर और ( लछक्कारूपी ) शिकारेको 
ठीक करके राक्षसरूपी बूटियोंके रसमें छझ्डके सोने और रक्षोंको 
यक्षपूर्वक फ्ँककर झगाड (एक प्रकारका रसौषधि-विशेष ) बना डाला । 


ज्‌९, सुन्द्रकाण्ड 


सीताजीसे बिदाई 

जारि-बारि, के बिधूम, बारिधि बुताइ लूम, 

नाइ माथो पगनि, भो ठाढ़ो कर जोरि के । 
मातु ! कृपा कीजे,सहिदानि दीजे,सुनि सीय 

दीन्ही है असीस चारु चूडामनि छोरि के ॥ 
कहा कहों तात ! देखे जात ज्यों बिहात दिन, 

बड़ी अवलंब ही, सो चले तुम्ह तोरि के | 
तुलसी” सनीर नेन, नेहसों सिथिल बेन, 

बिकल बिलोकि कपि कहत निहोरि के ॥२६॥ 


फिर श्रीहनुमानजीने लक्भाको जछा और उसे धूमरहित कर 
अपनी पूँछको समुद्रमें बुता ( श्रीजानकीजीके ) चरणोंमें शिर.-नवाया 
ओर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये; ( तथा कहने लगे---..) 
है मात: ! कृपाकर कोई सहिदानी ( चिह्न ) दीजिये ।? यह छुनकर 
श्रीजानकीजीने आशीवाद दिया और अपना सुन्दर चूडामणि उतारकर 
उसे देते हुए कहा--मैया ! मैं तुमसे क्‍या कहूँ ? हमारे दिन 
किस प्रकार कट रहे हैं, सो तो तुम देखे ही जाते हो । तुम्हारे 
रहनेसे बड़ा सहारा था, उसे भी तुम तोड़कर चल दिये |? गोसाईजी 
कहते हैं---जानकीजीके नेत्रोंमे जल भर आया और वाणी शिथिल 
हो गयी | ( इस प्रकार सीताजीको ) व्याकुछ देख हनुमानजी उन्हें 
विनयपूत्रंक समझाते हुए कहने लगे । 


“दिवस छ-सात जात जा निबे न, मातु |! घरु 
धीर, अरि-अंतकी अवधि रहि थोरिके। 


कवितावली ६० 


बारिधि बँधाइ सेतु ऐहें भानुकुलकेतु 
आआ सर को 
सानुज कुसठ कपिकटकु बटोरि क!॥ 
बचन बिनीत कहि, सीताको ग्रवोधु करि, 
हि तुलसी' हट 2 हि नी की, 
तुलसी' त्रिकूट चढ़ि कहत डफोरि के । 
जानकीस दससीस-करि-केसरी' 
कप का है. कर 
कपीसु कृधों बात-धात उद्धि हलोरि के ॥|२७॥ 


भमातः | घैर्य घारण करो | आपको छः-सात दिन बीतते 
कुछ माद्धम न होंगे | अब शत्रुके नाशकी अवधि थोड़ी ही रह गयी 
है | भाईके सहित सूर्य कुछकेतु ( श्रीरामचन्द्रजी ) वानरसेना 
एकत्रित कर, समुद्रमें.पुछ बाँध यहाँ ( शीघ्र ही ) सकुशल पधारेंगे |? 
“इस प्रकार नम्न वचन कह, जानकीजीकों समझाकर हनुमानजी 
त्रिकूट पबंतपर चढ़ गये और बड़े जोरसे चिल्छाकर बोले-- 
'रावणरूप गजराजके लिये म्गराजतुल्य जानकीवल्लभ ( भगवान्‌ 
श्रीराम ) की जय हो |” ( ऐसा कहकर ) कपिराज ( श्री- 
हनुमानजी ) वायुके आधातसे समुद्रमें हिलोरें उत्पन्न करते हुए 
( समुद्रके उस पार ) कूद गये । 


बे 


जज 


साहसी समीरसनु नीरनिधि लंधि, ठखि 

लंक सिद्धपीठु निसि जागो हे मसानु सो । 
तुलसी” बिलोकि महासाहसु प्रसंन भई 

देबी सीय-सारिखी, दियो है बरदानु सो ॥ 
बाटिका उजारि, अछधारि मारि, जारि गढु, 


मानुकुलभानुकी प्रतापभानु-मालु-सो । 


६१ सुन्द्रकाण्ड 


करत बिसोक लोक-कोकनद, कोक कंपि, 
कहे जामवंतु, आयो, आयो हनुमानु सो ॥२८॥ 
साहसी वायुनन्दनने समुद्रको छाँध और लक्लारूपी सिद्धपी्को 
जान उसमें रातभर मसान-सा जगाया है । उनके इस महान्‌ 
साहसको देख श्रीजानकीजी-जेसी देवी प्रसन्न हुई और उन्हें 
वरदान दिया | उस समय जाम्बवान्‌ कहने लछगे----“वाटिकाको 
उजाड़, अक्षयकुमारकी सेनाका संहार कर और फिर लड्ढाको जलकर 
भानुकुल्मानु श्रीरामचन्द्रके प्रतापरूप सूर्यक्ी किरणके समान 
लछोकरूपी कमछ और वानररूपी चक्रवाकोंको शोकरहित करते 
हनुमानजी आ गये, आ गये |! 
गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि, हलु- 
मान पहिचानि भये सानेंद सचेत हैं । 
बूड़त जहाज बच्यों पथिकसमाजु, मानो 
आजु जाए जानि सब अंकमाल देत हैं॥ 
जै जे जानकीस, जे जे लखन-कपीस” कहि, 
कूदें कपि कोतुकी नठत रेत-रेत हैं। 
. अंगदु मयंदु नल नीलु बलसील महा 
बालधी फिराबें, मुख नाना गति लेत हैं ।२९॥ 
“ - किलकारीके उच्च शब्दको सुनकर ( सब वानर और भाद् ० 
आकाशकी ओर देखने छगे और हनुमानजीको पहचानकर' 


आनन्दित और सचेत हो गये । मानो जहाजके साथ पथिकोंद 
समाज ड्रबता-डूबता बच गया | वे सब आज अपना नया जन्म 


कचितावछी देर 





जान एक दूसरेसे गले लगकर मिलने लगे | 'जय जानकीश, जय 
जानकीश, जय लक्ष्मणजी, जय सुग्रीव” ऐसा कहते हुए वे कौतुकी 
वानर कूदते हैं और समुद्रकी रेतीपर नाचते हैं | बलशाढी अड्गद, 
मयन्द, नील, नल--ये सब अपनी विशाल एूँछोंको घुमाते हैं और 
अनेक प्रकारसे मुंह बनाते हैं । 


आयो हलनुमानु ग्रानहेतु, अंकमाल देत, 
लेत पगधूरि एक, चूमत लेंगूल हैं । 
एक बूझें बार-बार सीय-समाचार, कहें 
पवनकुमारु, भो बिगत-श्रम-सल है।॥ 
एक भूखे जानि, आगें आनें कंद-मूल-फल, 
एक पूजें बाहु बलमूल तोरि फूल हैं। 
एक करें 'तुलसी' सकल सिधि ताकें, जाकें 
कृपा-पाथनाथ सीतानाथु सानुकूल हैं ॥३०॥ 
अपने प्राणोंकी रक्षा करनेवाले हनुमानूजीको आया देख कोई 
उनसे गले लगकर मिलते हैं, कोई चरणधूलि लेते हैं, कोई पूँछ 
चूमते हैं, कोई बार-बार जानकीजीके समाचार पूछते हैं। जिन्हें 
कहनेहीसे हनुमानूजीकी सारी थकावट और व्यथा जाती रही । 
कोई हनुमानजीको भूखे जान उनके आगे कन्द-मूछ-फल छाकर 
रख देते हैं | कोई फूछ तोड़कर हनुमानजीकी बलशालिनी भुजाओंका 
पूजन करते हैं। कोई कहते हैं कि कृपासिन्धु सीतानाथ जिसके 
ऊपर अनुकूल हैं उसके सब काय सिद्ध हो जाते हैं । 
सीयको सनेहु, सीछु, कथा तथा लंकाकी 
कहत चले चायसों, सिरानो पथु छनमें । 


६३ सुन्द्रकाण्ड 


क्या जुबराज बोलि बानरसमाजु, आजु 

खाहु फल, सुनि पेलि पेठे मघुबनमें ॥। 
मारे बागवान, ते पुकारत देवान गे, 

जारे बाग अंगद', देखाए घाय तनमें । 
कहे कपिराजु, करि काजु आये कीस, तुल- 

सीसकी सपथ, महामोदु मेरे मनमें ॥३१॥ 


फिर वें सब श्रीजानकीजीके प्रेम और शीलकी तथा लछक्ढाकी 
कथा बड़े चावसे कहते हुए चले, ( जिससे ) क्षणमात्रमें रास्ता 
समाप्त हो गया । [ किष्किन्धामें पहुँचनेपर ] युवराज ( अन्नद ) ने 
कपिसमाजको बुलाकर कहा, “आज सब छोग फल खाओ ॥ यह 
सुनकर वे सबं-के-सब बल्पूवक मधुवनमें धुस गये । उन्होंने जिन 
बागवानोंको मारा, वे पुकारते हुए दरबारमें गये और दारीरमें घाव 
दिखाकर कहने लगे कि युवराज अड्गभदने बागोंको उजाड़ दिया 
और [ हमलोगोंको मारा ', तब सुग्रीवने. कहा--तुछ्सीके खामी 
( श्रीरामचन्द्रजी ) की शपथ है, आज मेरे मनमें बड़ा आनन्द है; 
माछम होता है, वानरगण काये कर आये हैं | 
भगवान्‌ रामकी उदारता 


नगरु कुबेरको सुमेरुकी बराबरी, 
बिरंचि-बुद्धिको बिलासु लंक निरमान भो । 

इसहि चढ़ाई सीस बीसबाहु बीर तहाँ, 
रावनु सो राजा रज-तेजको निधानु मो || 


कवितावली ६४ 


तुलसी' तिलोककी समृद्धि, सॉज, संपदा 

सकेलि चाकि राखी रासि,जॉगरु जहानु भो । 
तीसरें उपास बनवास सिंधु पास सो 

समाजु महाराजजू को एक दिन दानु भो ॥३२॥ 


कुबेरकी पुरी लड्ढा ( खर्णमय होनेके कारण ) घुमेरुके समान 
है| वह मानो ब्रह्माकी बुद्धिका कौशठ ही बनकर खड़ा हो गया 
है | वहाँ राजसी तेजकी खान, बीस भुजाओंवाला रावण श्रीमहादेव- 
जीको अपने मस्तक चढ़ाकर राजा हुआ | तुल्सीदासजी कहते 
हैं---.भानो तीनों छोकोंकी विभूति, सामग्री और सम्पत्तिकी राशिको 
एकत्रित कर यहीं चाँक छंगाकर ( सीमा बाँधकर ) रख दी है 
तथा इसीका भूसा आदि सारा संसार बन गया। यही सारी 
सम्पत्ति वनवासी महाराज रामजीको समुद्गरतठ्पर तीन दिन 
उपवास करनेके बाद [ विमीषणकों देते समय | एक दिनका 
दान हो गयी । 


इति सुन्दरकाण्ड 


--*+ऑक#क७-+-- 


लंकाकाण्ड 
राक्षूसोंकी चिन्ता 


बड़े बिकराल भालु-बानर बिसाल बड़े, 
तुलसी” बड़े पहार ले पयोधि तोपिहै। 
प्रबल प्रचंड बरित्ंड बाहुदंड खंडि 
मंडि मेदिनीकों मंडठीक-लीक लोपिहें ॥ 
लंकदाहु देखें न उछाहु रह्यो काहुन को, 
कहें सब सचिव पुकारि पाँव रोपि हैं। 
बाँचिहे न पाछें तिपुरारिह् मुरारिह के, 
को है रन रारिको जो कोसलेसु कोपिहें ॥ १ ॥ 
लंकाका दाह देवकर किप्तीक़ा उत्साह नहीं रहा | पीछे सब 
मन्त्रिगण प्रणपृत्रेक पुकर-पुकारकर कहने छो--..''महाभयानक भाद्‌ 
और बड़े विशालकाय वानर बड़े-बड़े पहाड़ छाकर समुद्रको तोप 
( पाठ ) देंगे | वे अत्यन्त प्रछ, पराक्रमी और दुरदण्ड वीरोंके 
भुजदण्डोंका खण्डन कर, और उनसे प्रथ्वीकों समर्ंकृत कर 
त्रिमुवनविजयी ( रावण ) की मर्यादाका छोप कर देंगे ।! शिवजी 
ओर विष्णु भगवानके बचानेपर भी कोई नहीं बचेगा | यदि 
श्रीरामचन्द्रजीने क्रोध किया तो उनसे युद्ध करनेवाला मला कौन है ! 


क्‌ृः (७ व आम 


कवितावली द्द 


त्रिजटाका आश्वासन 

त्रिजंटा कहत बार-बार तुलसीखरीसों, 
राधों बान एकहीं समुद्र सातों सोषिहें । 

सकुल संघारि जातुधान-घारिं, जम्बुकादि, 
जोगिनी-जमाति कालिकाकलाप तोषिंह ॥ 

राजु दे नेवाजिहँ बजाइ के विभीषने, 
बजेंगे ब्योम बाजने बिबुध ग्रेम पोषिहें । 

कीन दसकंधु, कौन मेघनादु बापुरो, 


रोषिहें 5 ७.५६ 


को कुंभकनु कीट, ऊब राम रन रोषिहें! ॥ २॥ 


त्रिजटा राक्षसी तुल्सीदासकी खामिनी श्रीजानकीजीसे बार-बार 
कहती है कि श्रीरामचन्द्रजी एक ही बाणसे सातों समुद्रोंको सोख 
छेंगे। वे राक्षससेनाका कुछ्सहित संहार कर गीदड़ों, योगिनियों और 
कालिकाओंके समूहोंको तृप्त करेंगे | वे डंकेकी चोट विभीबणकों 
राज्य देकर उसपर अनुग्रह करंगे। उस समय आकाशमें बाजे बजने 
७गेंगे और देवतालोग प्रेमसे पुष्ट हो जायँगे | जब् युद्धक्षेत्रमे 
श्रीरघुनाथजी कुपित होंगे तब भत्ता रावण क्‍या चीज़ है, बेचारा 
मेघनाद भी किस गिनतीमें है और कीट्तुल्य कुम्मकर्ण भी क्‍या है । 


बिनय-सनेह सों कहति सिय ब्रिजटासों, 

पाए कछ समाचार आरजसुबनके । 
पाए जू, बधायों सेतु, उतरे भानुकुलकेतु, 

आए देखि-देखि दूत दारुन दुबनकेह़ी। 


द्छ लंकाकाण्ड 
बदन मलीन, बलहीन, दीन देखि, मानो 
मिटे घंटे तमीचर-तिमिर श्ुवनके । 
लोकपति-कोक-सोक मूँदे कपि-कोकनद, 
दंड है रहे हैं रघु-आदित-उवनके ॥ ३ ॥ 
श्रीजानकी जी विनय और पग्रेमपूर्वक त्रिजयसे कहती हैं कि 
क्या आर्यपुत्रकें कोई समाचार मिले ?? त्रिजण बोछी--हाँ जी, 
पाये हैं; मानुकुछकेतु ( श्रीरामचन्द्र ) समुद्रपर पुल बाँवकर इस पार 
उतर आये | घोर राक्षस € राबग ) के दूत यह्द सत्र देख-देवकर 
आये हैं | उन छोगेंके मुख मलिन हो गये हैं और वे बलहीन तथा 
दीन हो गये हैं | मानो चौदहों मुबनका राक्षसरूपी अन्धकार मिठना 
और धटना चाहता है | इन्द्रादि लोकपाठ्खप चक्रवाकोंकी शोक- 
निबृत्ति और वानरसेनारूप मुँदे हुए कमझछोंकी प्रफुल्डताके लिये 
श्रीरामरूप सूर्यके उदित होनेमें केवछ दो ही दण्ड ( घड़ी ) काल 
रह गया है। 


झूलना 


सुझुजु मारीचु खरु त्रिसिरु दूषनु बालि, 
दलत जेंहि दूसरो सरू न साँध्यो। 
आनि परबाम विधि बाम तेहि रामसों 
सकत संग्राम दसकंधु कॉष्यों॥ 
समुझि तुलसीस-कपि-कर्म घर-घर घेरु, 
बिकल सुनि सकल (पाथोधि बॉँव्यो। 


कवितावली ६८ 


बसत गढ़ बंक, लंकेस नायक अछत, 
लंक नहि खात कोउ भात शँध्यो॥ ४॥ 


जिसने छुबाहु, मारीच, खर, दूषण, त्रिशिरा और बालिके 
मारनेमें दूसरा बाण सन्धान नहीं क्रिया, उन्हीं रघुनाथजीसे बिधिकी 
वामताके कारण परल्रीको ले आकर क्‍या रात्रण युद्ध ठान सकता 
है ? तुल्सीदासके खामी श्रीरामचन्द्रजीके और हनुमानजीके कार्यों- 
का स्मरण करके घर-घर ( रावणकी ) बदनामी होती रहती है । 
तथा समुद्र बाँचघनेका समाचार सुनकर सब »ग व्याकुल हो गये हैं। 
( लंका-जेसे ) विकट गढ़में निवास करते और रावण-जे से ( दुर्दान्त ) 
शासकके रहते हुए भी छंकामें कोई पकाया हुआ भात नहीं खाता 
[ क्योंकि उन्हें हर समय आग लगनेका मय बना रहता है ]। ' 


“'बिखजयी भृगुनायक-से बिनु हाथ भए हनि हाथ हजारी । 
बातुठ मातुठकी न सुनी सिख का 'तुलसी' कपि लंक न जारी ॥ 
अजहूँ तो भलो रघुनाथ मिलें, फिरि बृझिहै,की गज,कौन गजारी | 
कीर्ति बड़ो,करतूति बड़ो, जन-बात बड़ो, सो बड़ोई बजारी ॥५॥ 

[ लंकापुरीमें रहनेवाले नर-नारी कहते हैं---] हजार 
भुजाओंवाले € सहस्ताजुन ) को मारनेवराले परशुराम-जैसे विश्व- 
विजयी वीर भी (इन रघुनाथजीके सामने ) निहत्थे हो गये। 
देखो, इस पागल रात्रणने अपने मामा ( माल्यवान्‌ ) की भी शिक्षा 
नहीं मानी; तो तुल्सीदासजी कहते हैं क्‍या हनुमानजीने लंकाको 


नहीं ज़लाया ? यदि यह श्रीरधुनाथर्जीसे मेल कर ले तो अब भी अच्छा 
है । नहीं तो फिर माद्म दो जायगा कि कौन हाथी है और कौन 


३९ लंकाकाण्ड 
सिंह है ? इस € रावण ) की कीर्ति बड़ी है, करनी बड़ी है 
ओर जनतामें बात भी बड़ी हैं, परन्तु यह है बड़ा बजारी 
( बकवादाऋ ) । 
समुद्रोत्तरण 
जब बाहन भे बनवाहन-से, उतरे बनरा, जय राम! रहें | 
(तुलसी' लिएँ सेठ-सिला सब सोहत, सागरु ज्यों बल बारि बढ़ें ॥ 
करि कोपु करें रघुबीरको आयसु, कांतुक हों गढ़ कूदि चढ़े। 
चतुरंग चमर पलमें दलि के रन रावन-राह-सुद्दाड़ गढ़े ॥ ६॥ 
जब [ सेतु बाँवते समय ] पत्थर नावके समान हो गये, तत् 
वानरल्गोग समुद्रपार उतर आये और 'रामचन्द्रजीकी जय! कहने 
छगे | गोसाईजी कहते हैं--ते सब हथोंमें पपत और शिल्वएँ 
लिये ऐसे सुशोमित हो रहे हैं जेसे ज्वार आनेपर समुद्र सुशोमित 
होता है। वे बड़ा क्रोत करके श्रीरामचन्द्रजोकी आज्ञाका पालन करते 
हैं, खेलहीसे कूदकर लंका-गढ़पर चढ़ गये हैं, मानो एक ही पढमें 
युद्धमं चतुरंगिगी सेनाको नश्कर दु& रावगकी सुद्द हड्डियोंकी 
मरम्मत कर डाढेंगे । 
बिपुल बिसाठल बिकराल कपि-भाडु, मानो 
काडु बहु बेब घरें, धाए किए करवा । 
लिए सिला-सेठ, साल, ताल ओ तमाल तोरि, 
तोपं तोयनिधि, सुरकों समाजु हरपा ॥ 
डगे दिगरुंजर, कमठु कोड कउऊमले, 
डोले धराघर घारि, धराधरु धरषा। 
# बजारीका आर्थ दलाल या मिथ्यावादी भी दो सकता है । 


3६ २ 6 3 नया पेट ४ आ &२ उा 


कवितावली ... ७० 


'तुलसी' तमकि चलें, राघौकी सपथ करें, 
को करे अटक कपिकटक अमरषा ॥ ७॥ 
बहुत-से बड़े-बड़े मयंकर वानर और भाद्ु इस ग्रकार दौड़े 
मानो अनेक वेष धारण किये काल ही क्रोधित हो दौड़ रहा हो | कोई 
शिला, कोई पव॑त, कोई शारू, कोई ताड़ और कोई तमाल्के वृक्ष 
तोड़ छाये और समुद्रको तोपने छगे | यह देखकर देवसमाज हर्षित 
हुआ | दिशाओंके हाथी डोलने छूगे, कच्छप और वाराह कलछमछा 
गये, पहाड़ काँपने छगे और शष दब गये | गोसाईजी कहते हैं--. 
श्रीरामचन्द्रजीकी दुह्माई देकर सब वानर तमककर चढते हैं | मल 
ऐसा कोन, है जो उस क्रोधमरे कपिकटकको रोक सके ! 


आए सुकु, सारनु, बोलाए ते कहन लागे, 
पुलक सरीर सेना करत फहम हीं। 
'महाबढा बानर बिसारू भाठु काठ-से 
कराल हैं, रहें कहाँ, समाहिंगे कहाँ महीं' ॥ 
हँया दसकंधु रघुनाथकों ग्रतापु सुनि, 
“तुलसी” दुराबे मुखु, खखत सहम हीं । 
रामके बिरोधें बुरों विधि-हरि-हरह को, 
सबको भलो है राजा रामके रूम हीं। ८॥ 
घुक और सारण [ बानर-सेना देखकर ] छौठ आये हैं । उनके 
शरोर कपिकव्कका खयाल करते ही पुलकित हो गये | बुछाकर 
पूछनेपर वे कहने छगे--'महाबल्वान्‌ वानर और विशाल भादु 
कालके समान भयंकर हैं | वे न जाने कहाँ रद्दते हें और प्रथ्वीमें 


७३ लकाकाण्ड 


कहाँ समायेंगे |” श्रीरामचन्द्रका प्रताप सुनकर रावण हँसा। 
गोसाइंजी कहते हैं---डरसे उसका मुँह सूख गया है, ( किन्तु वह ) 
उसे ( हँसकर ) छिपाता है | श्रीरामचन्द्रजीसे बेर करनेसे तो ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शिवका मी अहित होता है | सबकी भलाई तो महाराज 
रामकी ऋपामें ही है । 
अद्जदजीका दूतत्व 
आयो ! आयो ! आयो सोई बानरु बहोरि !! मयो 
सोरु चहूँ ओर लंकाँ आएँ जुबराजकें | 
एक काढ़ें सॉज, एक धोंज करें, 'कहा हेहे, 
पोच भई, महासोचु सुमटसमाजकें ॥ 
गाज्यो कपिराजु रघुराजकी सपथ करि, 
मूँदे कान जातुधान मानो गाजें गाजके । 
सहमि सुखात बातजातकी सुरति करि, 
लवा ज्यों छुकात तुलसी शझपेदें बाजके ॥ ९॥ 
लंकामें युवराज ( भड्दजी ) के आनेपर वहाँ चारों ओर यही 
शोर हो गया कि वही ( रंका जलानेवाढा ) वानर फिर आ गया, 
वही वानर फिर आ गया | कोई असबाब निकालने छगे और कोई 
दौड़ने और कद्दने छगे कि भभाई | बड़ा बुरा हुआ; न जाने अब 
क्या होगा ” इस प्रकार वीरसमाजमें बड़ी चिन्ता हो गयी | जब 
कपिराज ( अद्भद ) श्रीरामचन्द्र्जीकी दोह्ाई देकर गरजे तो राक्षसोंने 
कान मूँद लिये, मानो ब्रिजतो कड़की द्वो। वे छोग हनुमानूजीके 
स्मरणकर डरके मारे सूख गये और ऐसे छिपने छगे जेंसे बाजवे 
झपटनेपर लवा पक्षी छिप जाता है । 


कवितावली 5] 
तुलसीस बल रघुबीरजू के बालिसुतु 
वाहि न गनत, बात कहत करेरी-सी । 
बकसीस इसजू की खीस होत देखिअत, 
रिस काहें छागति, कहत हीं में तेरी-सी ॥ 
चढ़ि गढ़-मढ़ दृढ़, कोटकें केँगूरं, कोपि 
नेकु धका देहें, ढेहें ढेलनकी ढेरी-सी । 
सुनु दसमाथ ! नाथ-साथके हमारे कपि 
हाथ लंका लाहहें तो रहेगी हथेरी-सी |॥१०॥ 
तुल्सीदासजीके खामी श्रीरामचन्द्रके बलपर बालिपुत्र अद्गद 
उस ( रावण ) को कुछ नहीं समझते और कड़ी-कड़ी बातें कहते 
हैं कि “आज शिवर्जीकी दी हुई सम्पत्ति नष्ट होती दिखायी देती है, 
इससे तुम क्रोघित क्‍यों होते हो ? मै तो तुम्हारे द्वितकी ही बात 
कहता हूँ | है रावण ! छुनो, हमारे खामीके साथके बंदर जब गढ़के 
मकानोंपर और कोटके खुद्द कंगूरोंपर चढ़ जायँगे और क्रोधित 
होकर जरा भी धक्का देंगे तो सत्र ढेलोंकी ढेरीके समान ढद्द जायेंगे |! 
और उन्होंने लछक्ढामें हाथ डाछा तो वह हथेढीके समान सपाट 
( चौपठ ) हो जायगी | 
दूषनु, बिराधु, खरु, त्रिसिरा, कंधु बचे 
तालऊ बिसाल बेधे, कोतुकु दे कालिको । 
एक ही बिसिष बस भयो बीर बॉकुरो सो, 
तोह है बिदित बलु महाबली बालिको ॥ 
तुलसी” कहतत द्वित, मानतो न नेकु संक, 
मेरो कहा जद, फल पढे तू कुचालिको । 


७ लंकाकाण्ड 


बीर-करि-केसरी कुठारपानि मानी हारि, 
तेरी कहा चली, बिड़ ! तोसे गने घालि को॥११॥ 

देखो, उन्होंने दूषण, विराध, खर, त्रिशिर और कबन्धकों 
मारा, बड़े विशाल ताड़ोंका मी ( एक हं। बाणते ) छेदन किया--- 
ये सब उनके कल्के हं। कोतुक हैं। जिस महाबरल्शाडी बालिका 
बल तुझे भी विंदित है, वह बाँका वीर भी उनके एक ही बाणके 
अथीन हो गया | हम तेरे हितकी बात कहते हैं, परन्तु तू जरा भी 
भय नहीं मानता; सो मेरा क्या जायगा, तू हं अपनी कुचालका 
फल पावेगा | जो वीररूपी गजराजोंके लिये सिंहके समान हैं, 
उन कुठारपागि परशुरामजाने भी जिनसे हार मान छी, भरे नीच ! 
उनके सामने तेरी क्या चछ सकती है : तेरे जंसोंकी पासंगके 
बराजर भी कौन गिनता है ! 
तोसों कहों दसकंधर रे, रघुनाथ बिरोधु न कीजिए बोरे। 
बालि बली, खरु दूषनु और अनेक गिरे जे-जे भीतिमें दोरे ॥ 
ऐसिअ हाल भई तोहि धो, न तु ठे मिलु सीय चहै सुखु जो रे। 
रामकें रोष न राखि सकें तुलसी बिधि, श्रीपति, संकरु सो २॥ १२॥ 

“अरे दशकन्ध | में तुझसे कहता हूँ, तू भूलकर भी रघुनाथ- 
जीसे विरोध न करना | महाबर्छ्ल बाढि और खर-दूषणाद जो वार 
दीवारपर दोड़े वे ही गिर पड़े | तेरी मी ऐसी ही दशा होनेवाढी है; 
नहीं तो, यदि सुब चाहता हैँ तो जानकाजीको लेकर मिछ । अरे, 
श्रीरामचन्द्रके कोपसे सेकड़ों ब्रह्मा, विष्यु और शिव भी रक्षा नद्दीं 
कर सकते | 


'  कवितावली ७8 


तूँ रजनीचरनाथ्‌ महा, रघुनाथके सेबककों जलु हों हों । 
बलवान है खानु गरीं अपनी, वोहि ठाज न गाडु बजावत सोहों || 
बीस आजा, दस सीस हरों, न ढरों पद्य-आयसु-मंग तें जो हों | 
खेतमें केहरि ज्यों गजराज दलों दल, बालिकी बालक तो हों।। १३॥ 

तू निशाचरोंका महाराज है और मैं रघुनाथजीके सेवक सुग्रीव- 
का सेवक हूँ । अपनी गढीम तो कुत्ता भी बल्वान्‌ होता है । 
तुमको मेरे सामने गाल बजाते छाज नहीं आती । यदि मैं 
श्रीरामचन्द्रजीर्की आज्ञामइसे न डरता तो तुम्हारा बीसों भुजाओं 
और दसों सिरोंकों उतार लेता | जेसे सिंह गजराजका दछून करता 
है वेंसे ही यदि युद्धक्षत्रमें में तुम्हारा सेंनाका दलन करूँ तभी तुम 
मुझे बालिका बालक जानना | 


कोसलराजके काज हैं आजु त्रिक्ूदु उपारि, ले बारिधि बाोरों । 
महा झुजदड 8 अंडकटाह चर्षटकाों चांद चंटाक द फोरा ॥ 
आयसभंगतें जों न डरों, सब भीजि समासद श्रोनित घोरों । 
बालिको बालकु जो, तुलसी” दसहू मुखके रनमें रद तोरों। १४॥ 

'कोसलराज श्रीरामचन्द्र्जके कार्यके लिये आज मैं त्रिकूट 
पर्व॑ंतको ( जिसपर हंका बसी हुई हैँ ) उखाइकर समुद्रमें डुबा दे 
सकता हूँ, छड्ढा तो क्या, सार ब्रह्माण्डको अपने दानां श्रचण्ड 
भुजदण्डोंकी चपेठसे दबाकर चठाकप्ते फोड़ दे सकता हुँ; यदि मैं 
आज्ञा-भड़से न डरता तो तुम्दारे सत्र समासदोंकों मसलकर छाहूम 
सान देता । मैं यदि बाल्कि बाल्क हूँ तो रणभूमिमे तुम्हारे दसों 
मुँहके दाँतोंको तोड़ डार्देगा ।! 


अति कोपसों रोप्यो है पाउ समाँ, सब हंक सर्कित, सोरु मचा । 
तमके धननाद-से बीर प्रचारि के, हारि निसाचर-मैलु पचा ।। 


न टरे पशु मेरुहु तें गरु भो, सो मनो सहि संग बिरंखि रचा । 


# ० अं 


तुलसी सब सर सराहत हैं, जगगें बलसालि हे बालि-बचा ॥१५॥ 
तब अड्डदर्जाने अत्यन्त क्ुद्ध हो सभापें पाँव रोप दिया | 
इससे समस्त लंका सशज्लित हो गयी, और उसमें सब ओर शोर 
मच गया। मेघनाद-जेंसे बीर तमक और छलकारकर उठे और 
हारकर बेंठ गये | सारी राक्षसी सेना भी पच मरी, परन्तु पेर न 
टछा । वह सुमेरुपबतसे भी भारी हो गया, मानो ( उसे ) ब्रह्माने 
पृथ्वीके साथ ही रचा हो । गोसाध्जी कहते हैं--सब वीर प्रशंसा 
करने छगे कि संसारमें एकमात्र बल्शाडी बालिपुत्र अन्भद ही हैं । 
रोप्यो पाउ पेज के, बिचारि रघुबीरबल, 
लागे भट समिदि, न नेकु ट्सकतु हे। 
तज्यों धीरु धरनीं, धरनीधर धसकत, 
धराघरु धीर भारु सहि न सकतु हैं ॥ 
महाबली बालिकें दबत दलकति भूमि, 
'तुलसी' उछलि सिंधु, मेरु भसकतु हैं । 
कमठ कठिन पीठि घड्ठा परथो मंदरको, 
आयो सोई काम, पे करेजो कसकतु दे ॥१६॥ 
अज्जदजीने श्रीरामचन्द्रजीके बढकों विचारकर प्रणपूत्रेंक पैर 
रोपा । बीरगण जुठकर उसे उठाने छगे, परन्तु वह टससे मस नहीं 
दोता । पृथ्वीतकने धैर्य छोड़ दिया ( जो घेर्यक्रे लिये प्रसिद्ध है ), 


कवितावली ७ 
पर्वत धसकने छगे, परम घंयंदान्‌ शेषजी भी उनका भार नहीं सह 
सके । बाछिक्े पुत्र महत्र्ली अद्भदर्जीके दबानेसे प्रथ्वी काँप गयी, 
समुद्र उछल पड़ा और मेरु परत फटने छगा | कमठके कठोर 
पीठनें जो मन्दराचछक्ा घट्ठा पड़ा है वही काम आया ( अर्थात्‌ 
उससे वेदना कम हुईं ), तो भी ( भारके कारण ) कलेजा तो 
क्रसकने ही छगा। 
रावण ओर मन्दोदरी 
झूलना 
कनकगिरिसंग चढ़ि देखि मकेटकटकु, 
बदत  मंदोदरी परम भीता। 
सहसभ्रुज-मत्तगजराज-रनकेसरी 
परसुधर-गबुं जेहि. देखि बीता॥ 
दास तुझ्सी समरसर कोसलघनी, 
ख्याल हीं बालि बलसालि जीता। 
रेकंत ! तन दंत गहि 'सरन श्रीराम! कहि, 
अज्हँँ एहि माँति ले सौंपु सीता ॥१७॥ 
खुबगंगिरिकि शिखरपर चढ़कर वानरी सेनाको देखनेपर 
मन्दोदरी अत्यन्त मयभीत होकर कहने छंगी--“सद्द स्र॒जाहुरूपी मत्त 
गजराजके लिये रनमें केसरीके समान परशुरामजीका गये जिनको 
देखकर जाता रहा, वे श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिमें बड़े ही प्रबल हैं । 
देखो, उन्होंने खेलद्वीमं बलशाढी बाडिको जीत लिया । है कन्‍्त ! 
तुम दाँतोंमें तिनका दबाकर '  श्रीरामचन्द्रजीकी शरण हूँ? ऐसा कह्वते 
हुए अब भी जानकीको ले जाकर सौंप दों । 


3७ लंकाकाण्ड 
रे नीच! भारीचु बिचलाइ, हति ताड़का, 
भंजि सिवचापु सुखु सबहि दीन्झो। 
सहस दसचारि खड सहित खर-दूषनहि, 
पटठे जमधाम, तें तठ न चीन्झों॥ 
मैं जो कहों, कंत ! सुनु मंतु, भगवंतसों 
बिम्रुख है बालि फठ कौन लीन्श । 
बीस श्रुज, दस सीस खीस गए तबहिं जब, 
ईसके इईससों बेरु. कीन्द्ो ॥१८॥ 
अरे नीच | जिसने मारीचक्री विचलितकर € अर्थात्‌ बिना 
फलके बाणसे समुद्के पार फेंक्कर ) ताइकाकों मार डाटा, शिवजीके 
धनुषको तोड़कर सबको सुख दिया और फिर चौदह हजार रक्षसों- 
सहित खर-दृषणक्रो यमछोक भेज दिया, उसे तने तब भी नहीं 
पहचाना | हे खामिन्‌ ! में जो सल्यद्व देती हैँ सो सुनो । मगवानसे 
विमुख होकर भा बालिने भी कौन फछ पाया ? तुम्हारे बींसों बाह 


और दर्सो सिर तो तभी नष्ट हो गये जब तुमने शिवजीके खामीसे 
बेर किया । 


बालि दलि, काल्हि जलजान पाषान किये, 
कंत ! भगवंतु तें तठ न चीन्हे। 
बिपुल बिकराल मठ भाछु-कपि काल-से, 
संग तरु तुंग गिरिसृंग हीन्हें॥ 
आइगो कोसलाधीसु तुलसीस नजेंहि 
.. छत्र मिस मोलि दस दूरि कीन्‍्दे। 


कविशांधर्ली ३८ 


इस-बकसीस जनि खीस करु, ईस ! सुनु, 
अजहूँ. कछुलकुसल.बेंदेदि दीन्हें ॥१९॥ 
'करूकी ही बात है, उन्होंने बालिको मार समुद्रमें पत्थरों- 
को नाव बना दिया। है खामी | तो भी तुमने मगवानूकों नहीं 
पढ़चाना | जिनके साथ काछके समान भयझ्भर बहुत-से रीछ और 
वानर वीर वृश्ष तथा ऊँचे-ऊँचे पर्ब॑तश्॑ंग लिये हुए हैं, तथा जो 
राजछत्र गिरानेके व्याजसे तुम्हारे द्सों सिर छेदन कर चुके हैं, वे 
तुल्सीदासके प्रभु कोसलेश्वर भगवान्‌ राम आ गये हैं | है खामिन्‌ | 
सुनिये, शिवजीकी इस देन्यकों नष्ट न कीजिये । जानकीजीके दे 
देनेसे अब भी कुल्की कुशछ हो सकती है । 
मेनके कंपिन को को गने, अबुंदे 
महाबलबीर हनुमान जानी | 
भूलिहे दस दिसा, सीस पुनि डोहिहें, 
कोपि रघुनाथु झंब बान तानी।॥। 
बालिहूँ गय्यूं जिय माहिं ऐसो कीयो, 
मारि दहपट दियों जमकी थानीं | 
कहति मंदोदरी, सुनाहि, रावन | भंतो, 
बेगि के देहि बेदेहि रानी ॥२०॥ 
८ उनकी ) सेनाके वानरोंकी गणना कौन कर सकता है £ 
उन्हें अरबों महाबली वर हलनुमान्‌ ही जानो | जब श्रीरामचन्द्रजी 
क्रोधित होकर बाण चढ़ाबेंगे तब तुम दसों दिशाओंको भूल जाओगे 
और तुम्हारे मस्तक डोडने छगेंगे | बालिने भी तो मनमें ऐसा ही 
अपिमान किया था; किन्तु इन्होंने उसे मार चौपठकर यमराजकी 


९, लकाफाण्ड 





घानीमें दे दिया |” मन्दोंदरी कहती दै--- 'हे रावण ! मेरी सलाह 
छुनो । शीघ्र ही महारानी जानकीजीको ले जाकर दे दो । 


गहनु उज्ारि, पुरु जारि, सुतु मारि तब, 
कुसठ गो कीसु बर बेरि जाको। 
दूसरों दूतु पु रोपि कोपेउ सो, 
खबें कियो सबको, गबुं थाको॥ 
दास तुलसी समय बदत मयनंदिनी, 
मंदमति कंत, सुनु मंतु म्हाको । 
तोलों मिलु बेगि, नहि जोलों रन रोष भयो 
दासरथि बीर बिरुदेत बॉकों ॥२१॥ 
तुम्हारा प्रबल शत्रु जिसका दूत एक वानर तुम्हारे वचको 
उजाड़, नगरकों जछा और पुत्रकों मारकर कुशल्पूवंक चला गया। 
और दूसरे दूतने जब प्रण करके सभामें क्रोध किया तो सबको नीचा 
दिखा दिया और गये चूण कर दिया । गोसाइजी कहते हैं, मन्दोदरी 
भयभीत होकर कहने लगी---'हे मन्दमति खामी ! मेरी सव्यह 
सुनिये | जबतक बड़े यशस्त्री वीखवर दशरथनन्दन रणमें क्रोबित 
नहीं होते तबतक तुम शीघ्र उनसे मिलो । 
काननु उजारि, अच्छु मारि, धारि, धूरि कीन्ही, 
नगर प्रजारयो,सो बिलोक्यों बठु कीसको । 
तुम्हें बिद्यमान जातुधानमंडलीमें कपि 
कोषि रोष्पों पाउ, सो प्रभाउ तुलसीसको ॥। 
क्ंत ! सुनु मंतु कुछ-अंतु किए अंत हानि, 
हातो कीजे द्वीयतें भरोसो श्रुज बीसको । 


फंकितिवली 42 
तोलों मिलु बेगि, जोलौं चापु न चढ़ायों राम, 
रोषि बाजु काह्यो न दलेया दससीसको ॥२२॥ 
तुमने एक वानरका बल तो अपनी आँवोसि देख लिया; उसने 
( अकेले ही ) वनको उजाड़ डाछा, अक्षयक्रमारकों मारकर उसकी 
सेनाको चू्ें कर दिया और नगरनमें आग छगा दी | तुम्हारे रहते 
हुए ही ( दूसरे ) वानर ( अड्भद ) ने राक्षसमण्डडीमें क्रोच्र करके 
पर रोप दिया, यद्व ( जो किप्तीसे नहीं हिला; ) तुल्सीके खामी 
श्रीरामचन्द्रजीका ही प्रभात्र था। है नाथ | हमारी सम्मति सुनो, 
कुलके नाशसे अन्ततः हानि ही है | अतः अब अपने चित्तसे अपनी 
बीस भुजाओंका भरोसा त्याग दो और जबतक श्रीरामचन्द्र धनुष न 
चढ़ावें और क्रोवित द्ोकर दर्सों मस्तकोंको छेशन करनेताछा बाण 
न निकाले तबतक ( शीघ्र ही ) उनसे मिल जाओ | 
'पवनको पूतु देख्यो दूतु बीर बॉकुरो, जो 
बंक गढु लंक-सो ढकों ढकेलि ढाहिगो । 
बालि बलसालि को सो कालिह दापु दलि कोपि, 
रोप्यो पाउ चयरि, चमूको चाउ चाहिगो ॥ 
सोई रघुनाथु कपि साथ पाथनाथु बाँधि, 
आयो नाथ ! भागे तें खिरिरि खेह खाहिगो | 
तुलसी गरबु तजि, मिलिबेकों साजु सजि 
देहि सिय, न तो पिय ! पाइमाल जाहिगो ॥२३॥ 
८४ उनके ) दूत बाँके वीर पवनपुत्रकों तुमने देखा जो लंका- 
जेसे दुरगेम गढ़को धक्केसे ढकेलकर द्वी ढाह्द गया | बल्शाली 


८१ ' “ रूकीकाण्ड 
बालिका ( पुत्र अड्ढद ) तो कल ही बड़ी ए॒र्तांसे क्रोघपूर्वक् चरण 
रोपकर तथा तुम्हारा दप चूणकर तुम्हारी सेनाका उत्साह देख गया । 
अब वे ही श्रीरघुनाथर्जी वानरोंको साथ छिये समुद्रको बाँधकर आये 
हैं, सो है नाथ ! यदि इस समय तुम भागोगे तो तुम्हें खरोंचकर 
बूल फॉँकनी पड़ेगी | इसलिये अहंकारकों छोड़कर और मिल्नेकी 
तैयारी कर जानकीजीको दे दो; नहीं तो, हे प्रिय | तुम बरबाद 
हो जाओगे | द 


उदधि अपार उतरत नहि छागी बार, 

केसरीकुमारु सो अदंड-केसों डॉड़िगो । 
बाटिका उजारि, अच्छु, रच्छकनि मारि, मट 

भारी भारी राउरेके चाउर-से कॉड़िगो ॥ . 
तुलसी' तिहार विद्यमान जुबराज आजु 

कोपि पाउ रोपि, सब छूछे के के छाँड़िगो । 
कहेकी न लाज, पिय ! आजहूँ न आए बाज, 

. सहित समाज गढ़ रॉड़-केसो भाँड़िगों ॥२४॥ 





'देखो, जिसे अपार समुद्रको पार करते देरी नहीं लगीं, वह 
केसरीकुमार ( हनुमान्‌ यहाँ आकर ) अदण्ड्यके. समान तुम्हें 
दण्ड दे गया। उसने बागकों उजाड़ तथा अक्षयकुमार एवं अन्य 
रक्षकोंको मारकर तुम्हारे बड़े-बड़े बीरोंको चावढह़की तरह कूट 
 गया.और आज तुम्हारे रहते-रहते अड्गद क्रोधपूर्वक् अपने पैरको 

 रोप्रि सबको थोथे ( बलद्दीन ) करके छोड़ गया । हे प्रिय :! 'कहनेकी 
“तुमको लज नहीं है, तुम अब मी बाज नहीं आते | आंज अज्नद 
सारे गढ़को समाजसंहितं रॉड्के घरके समान पूम-चूमकर देंख गया। 

कण द- 


कवितावली ८२ 


जाके रोप-दुसह-त्रिदोष-दाह दूरि कीन्हे, 

पअत न छत्री-खोज खोडझत खलकमें । 
माहिषमतीकों नाथ साहसी सहसबाहु, 

समर-समर्थ नाथ ! हेरिए हलकमें॥ 
सहित समाज महाराज सो जहाजराजु 

बूड़ि गयो 5के बटनारिधि-छलकमें । 
टूटत पिनाककें मनाक बाम रामसे, ते 

. नाक बिनु भए अृशुनायक्रु पलक ॥२५॥ 

'जिसके क्रोधरूर्पी दुःसह त्रिदोषके दाहद्वारा नष्ट कर दिये 
जानेसे संसारमें खोजनेपर भी क्षत्रियोक्रा पता नहीं छगता था, 
हे नाथ ! ज़रा हृदयमें सोचकर देखिये, माहिष्मती पुरीका राजा 
साहरसी सहख्रबाहु रणमें केसा समर्थ था! किन्तु हे महाराज ! 
वह सहस्बाहुरूपी महान्‌ जहाब अपने समाजसहित जिस 
परशुरामके बलरूपी समुद्रकी हिलोरमें ही डूब गया, वही 
परशुरामजी घनुष टृव्नेपर श्रीरामचन्द्रसे कुछ ठेढ़े होते ही 
क्षणभरमें बिना नाक ( प्रतिष्ठा ) के हो गये अथवा उनकी खर्ग- 
प्राप्ति रुक गयी# | 

कीन्ही छोनी छत्नी बिनु छोनिप-छपनिहार, 

कृटेन-कुटार-पानि बीर-बानि जानि के। _ 

% >रवाल्मीकीय रामायणम वण्न आता है |क भगवान्‌ श्रीरामन 
परझुरामजीके दिये हुए, घनुषमें बाण सनन्‍्धान करते समय कट्टा कि यह 
बाण अभोघ है; >सके द्वार आपका बंध तो होगा नहीं, व्य फ्रि आप 
ब्राह्मण हैं; किन्तु आप अपने तपोबलछसे जिन दिव्य छोकोंको प्रास करनेवाले 
ये उन छोकोंकी प्राप्ति अब आपको न हो सकेगी । 


<है छकाकाण्ड 


परम क्रपाल जो जगा ढोकतरान पै, 
जब धलुद्ाई छेँदे मन अठुमानि के ॥ 
नाकमें पिनाक मिस बामता विजोकि राम... 
रोक्यो परठोक लोक भारी अ्रथ्चु मानि के । 
नाइदस माथ महि, जोरि बोस हाथ, पिय / ु 
मिलिए पे नाथ ! रघुनाथु पहिचानि के ॥२६॥ 
ये राजाओंका संह्यर करनेवाले हैं तथा प्रथ्वीको ( कई बार ) 
निःक्षत्रिय कर चुके हैं, इनके हाथमें कठिन कुठार रहता है और 
इनका वीरोंका-सा खमाव है, यह जानकर भगवान्‌ श्रीरामने, 
राजाओं तथा लोकपाछोंपर अत्यन्त कृपापखश हो मनमें यह 
अनुमान किया कि जिस समय इनका परशुरामजीके साथ धनुष- 
युद्ध होगा ( उत समय इन छोगोंकी क्‍या दशा होगी ) और यह 
देखकर कि पिनाकके बहानेको लेकर इनर्की नाक सिकुड गयी है, 
परशुरामजीके परछोक ( खरग्गग्राप्ति ) का रोक दिया और संसारके 
भारी श्रमको ( कि उनका सामना करनवाछा संसारमें कोई नहीं 
है ) मिटा दिया | है प्रिय | उन्हीं आराभमचन्द्रजीको ( इखर ) 
जानकर अपने दसों सिर प्रृथ्वीपर रखकर ओर बासों हाथ जोड़- 
कर मिलो | 


क्यो मतु मातुल, बिभीषनहूँ बार-बार, 
अधचरु पसारि पेय ! पा4 ले-ठ हीं परी । 
बिदित बिदेहपुर नाथ ! भ्ृगुनाथगति, 
समय सयानी कोन्‍्हो जेसी आई गौं परी ॥ 
बायस, बिराध, खर, दूषन, कर्बंध, बालि, 





कंबितावली - €छ 


बेर रघुबीरकें न पूरी काहकी परी । 
. कंत बीस लोयन बिलोकिए कुभतफलु, 


हि. हलक ८ 


ख्याल लंका लाई कपि रॉडकी-सी झोपरी ॥२७॥ 


मामाजी ( मारीच ) ने सलाह दी; -विभीषणने भी बार-बार 
कहा और हे प्रिय ! मैं भी अश्वछ पसारकर बार-बार -तुम्हारे पेरों 
पड़ी [ और भगवानसे विरोध न करनेके छिये प्रार्थना की ]। 
है नाथ ! जनकपुरम परझुरामर्ज।की कया गति हुई, सो प्रकट ही 
है। [ अतः यह सोचकर कि “पहले जिनसे बैर ठाना उनकी 
शरण कसे जाउ? आपको सल्लोच न करना चाहिये । | उन्होंने 
समयपर ज॑ंसा अवसर आ पड़ा बसी ही चतुराइ कर छी। ( अर्थात्‌ 
रामचन्द्रजके शरण हो गये | ) जयन्त, विराष, खर, दूषण, कबन्ध 
ओर बालि किसका भी अ्रीरामचन्द्रसे बेर करके पूरा नहीं पड़ा । 
हे खामिन्‌ू | अपने कुविचारका फर बीसों आँखोसे देख लो कि 
कपिने खेलहीमें छड्ढडांको किसी अनाथ बेवाकी झोंपड़ीके समान 
जला दिया |.  ,.. ४#.. 
राम सों सामु किए नितु हे हितु, कोमल काज न कीजिए टाँठे । 
आपनि सल्िि कहों, पिय ! बृज्निए, जूझिबे जोगु न ठाहरु, नाठे ॥ 
नाथ ; सुनी भृगुनाथकथा, बलि बालि गए चलि बातके साँठें । 
भाई बिभीषनु ऊाइ मिल्‍यो, ग्रश्चु आइ परे सुनि सायर-काँटें।। २८॥। 
रामचन्द्रसे मे करनेमें ही सदा भलाई हैं। ऐसे सुगम 
का्यको कठिन न बनाइये । हे श्रिय | में अपनी समझ कहती हूँ। 
इसे ,भर्कमाँति समझ रीजिये कि यह्द स्थान युद्ध करनेका नहीं, 
क्ल्तु युद्धते इव्नेका ही है । हे नाथ | आपने भ्रगुनाथ 


८५०० डेकेकीण्ड 





( परशुरामजी ) की कथा छुन ही ठी। बलवान बालि बातके 
पीछे बरबाद हो गये। आपका भाई विभीषण भी ( उनसे ) जा 
मिला | है खामिन्‌ ! छुनती हूँ, अब उन्होंने सम्तदके किनारे 


पहुँचकर पड़ाव डाल दिया हैं । 

पालिबे को कपि-मालु-चशू जम काल करालहु को पहरी है। 
लंकसे बंक महा गढ़ दुर्गंम ढाहिबे-दाहिवेकों कहरी है॥ 
तीतर-तोम तमीचर-सेन समीरको खूलु बड़ो बहरी है। 


८ 


नाथ ! भलो रघुनाथ मिलें रजनीचर-सेन हिएँ हहरी है ॥२९॥ 


हे नाथ ! वायुपुत्र ( हनुमान ) वानर और भाछुओंकी सेनाकी 
रक्षाके लिये यम और कराछ काल्‍की भी चौकसी करनेवा्य है; 
वह लड्भा-जेसे महाविकट और दुर्गम गढ़कों ढाहने और जलनेमें 
बड़ा उत्पाती हैं। निशाचरोंकी सेनारूप तीतरोंके समूहका नाश 
करनेके लिये वह बड़ा भारी बाज है। हे नाथ ! अब रघुनाथजीसे 
मिलनेहीमें भछा है, निशाचरोंकी सेना हृदयमें थर्स गयी है । 
राक्षस-वान२-संग्राम 


रोष्यो रन रावनु, बोलाए बीर बानइत, 
जानत जे रीति सब संजुग-समाजकी । 

चली चतुरंग चमू, चपरि हने निसान, 
... सेना सराहन जोशु रातिचरराजकी ॥ 

तुलसी. बिलोकि कपि-भाडु किलकत- 
. -'ललकत लखि ज्यों केगाल पातरी सुनाजकी | 


कंचिताचली ८ 


रामरुख निरखि हरष्यों हिये हनूमानु, 
मानों खेलबार खोली सीसताज बाजकी ।॥॥३०॥ 
तब रावणने क्रोवित होकर युद्धके लिये बड़े यशख्री वीरोंको 
बुलाया, जो युद्धकी तेयारीकी सारी रीति जानते थे। चतुरक्विणी 
सेनाने प्रस्थान किया, बड़े तपाकसे नगाड़े बजने लगे; उस समय 
राक्षतराज ( रावण ) की सेना सराहने योग्य थी । गोसाइजी 
कहते हैं---उस सेनाको देखकर वानर और भा किलकारी मारने 
लगे; जसे कंगाछ सुन्दर अन्नकी परोसी हुई पत्तत देखकर छलचाते 
हैं। श्रीरामचन्द्रका इशारा पाकर हनुमानजी हर्षित हुए, मानों 
खिलाड़ी ( शिकारी ) ने |बाजकी ठोपी खोल दी ( अथात्‌ उसे 
शिकारके लिये खतन्‍त्रता दे दी )। 
करे 


साजि के सनाह-गजझगाह सउछाह दल, 
भहाबद्वी धाए बीर जातुधान धीरके। 
हहाँ भालु-बंदर बिसाल मेरु-मंदर-से, 
लिए सेल-साल तोरि नीरनिधितीरके ॥ 
तुलसी तमकि-ताकि भिरे भारी जुड़ कुड्ध, 
सेनप सराहे निज निज भट भीरके। 
“डनके झंड झुमि-झूमि झुकरे-से नाचें, 
समर सुमार सर मारें रघुबीरके ॥३१॥ 
घीर रावगणके महाबली वबीरोंका दक कबच और गजगाह 
( हाथियोंकी झूठ ) साजकर उत्साहपृक चला | यहाँ मेरु और 
मन्दर पर्वतके समान विशाल वानर और भादुओंने समुद्रके 
फिनारेके पर्वत और शाढ्वृक्ष उपाड़ लिये | गोसाईजी कड्ठते ईं--- 


<3 लेकाकांण्ड 
फिर ( दोनों दछ ) क्रोबित हो तमक़कर तथा एक दूसरेकी ओर 
ताककर भारी युद्धमें भिड़ गये | सेनापतिलोग अपने-अपने दलूके 
वीरोंकी सराहना करने छगे। झुंड-के-झुंड रुंड ( बिना सिरके 
धड़ ) झूम-झूमकर झुकरे-से ( परस्पर बुद्ध हुए-से ) नाचने लगे 
और श्रीरामचनद्रक्े वीर युद्धमें सुमार ( किन मार ) मारने छगे | 


ठीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि साजि चढ़े छेटि छेड छबीले । . 
भारी गुमान ऊिन्हें मनमें, कब हूँ न भए रनमें तन ढीले ॥ * 
तुलसी रखिके गज केदरि ज्यों झपटे, पटके सब सर सलीले ,. 
भूमि परे भट घूमि कराहत, हॉकि हने हनुमान हठीले ॥३२॥ 


जिनके मनमें बड़ा गवे था और रण जिनका शरीर कमी 
ढीला नहीं हुआ था, ऐसे चुने हुए छर्बले छेल हरिणके समान 
तेज भागनेवाले एवं सुन्दर रंगवाले घोड़ोंकी साजकर सवार हुए । 
गोसाईजी कहते हैं कि जेसे हाथीकों #& देकर सिंह झपट्ता है 
उसी प्रकार हनुमानजी ढीलाह।से सब वीरोंकी झपठकर पठकने 
लगे और वे घूम-बूमकर पथ्वीपर गिरने और कराहने छगे। इस 
प्रकार हठीले हनुमानजी. छलकार-लढकारकर राक्षसोंका वध 
करने ढंगे। 


प्र सँजोइल साजि सुबाजि, सुसेल घरें बगमेल चले हैं । 
भारी शुदा मरी, भारी सरीर, बलो बिउ.यी सब भाँति मले हैं ।। 
“'तुलसी' जिन्ह घाएँ धुके घरनी, धरनीधर धोर धकान हले हैं । 
ते रन-तीक्खन लक्खन लाखन दानि ज्यों दारिद दाबि दले हैं ३३ 


कवितावली . ट्ट्‌ः 


, बड़े-बड़े सजीले वीर सुन्दर -धोड़ोंकी सजाकर और तीखे. 
मालेः घारणकर धोंड्ोंकी बागडोर छोड़कर ( अथवा मिलाकर बरांबर- 
बरात्रर ), चले | उनकी -बड़ी-बड़ी भरी हुईं € मांसछ ) भुजाएँ 
और भारी शरीर हैं, वे सब प्रकार बढी, विजयी और सुहावने 
माठ्म होते हैं। गोसाइ्जी कहते हैं--जिनके दोडनेसे प्रथ्वी - 
काँपने लगती है और कठिन पक्कोंसे पर्वत डोछने छगते हैं, ऐसे 
रणग्रे ऊीक्ष्ण छाख्ों वीरोंकों युद्धमूमिमें छक्ष्मणजीने इस ग्रकार 
पुर +ग्के नष्ट कर दिया जेसे कोई दानी पुरुष [ बहुत-सी . 
सम्पत्ति से - कर ] दरिद्रताको नष्ट कर देता है | 


गहि मंदर बंदर-भालु चले, सो मनो उनये घन सावनके । 
तुलसी” उत झुंड प्रचंड झुके, झपरें भट जे सुरदावनके ॥ 
बिरुझे बिरुदेत जे खेत अरे, न टरे हटठि बरु बढ़ावनके । 
रन मारि मची उपरी-उपरा भले बीर रघुप्पति-रावनकें ॥३४॥ 


“बानर और भार पर्वतोंकों लेकर इस प्रकार चले मानो सावनकी 
धठा घिर आयी हो । गोसाइजी कहते हैं कि उधर देवताओंका 
नाश करनेवाले (रावण ) के ग्रचण्ड वीर भी झुंड-के-झुंड क्रुद्ध 
होकर झंपट्ने लगे | हठपूर्वक बेर बढ़ानेवाले ( रावण ) के बहुत-से 
यशखी वीर जो मैदानमें अड़े थे वे एक दूसरेसे मिड गये और “ 
ठालनेसे भी नहीं. व्छते थे। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र और रावणके 
वीरोंमें ऊपरा-ऊपरी करके युद्धस्थल्में खूब छड़ाई छिड़ गयी |. 


सर-तोमर-सेलसमूह पँवारत, मारत बीर, निसाचरके । . 
इत तें,तुछं ताल-तमराल/चले, खर खंड प्रचंड महीधरके-॥ ... 


८९. : लंकाकाण्ड 


तुलसी! करि केहरिनाद भिरे मट, खग्ग खगे, खपुआ खरके । 
नख-दंतन सों श्रुजदंड बिहंडत, घुंडसों मुंड परे झरकें ॥३१५॥ 

.. राक्षस ( रावण ) के वीर तीर, बरछी और सेलोंके समूह 
फेंक-फेंककर मारते हैं और इधरसे ताड़ और तमालके वृक्ष तथा 
पवतोंके बड़े-बड़े पेने टुकड़े चलते हैं | गोसाइंजी कहते हैं. कि सब 
वीर सिंहनाद करके भिड़ गये । उनमें जो शूर थे, वे तो तल्वारोंके 
बीचमें धैस गये और कायर खिसक गये | ( वानरगण ) नख और 
दाँतोंसे भुजदण्डोंको विदीर्ण करते हैं और € भूमिपर ) पड़े हुए 
मुंड एक-दूसरेका तिरस्कार करते हैं । 


रजनीचर-मत्तगयंद-धटा बिघटे सगराजके साज हलरे। 
चर जप #९० रे कर गॉंह के 

झपट भट कोटि भहीं पटक, गरजे, रघुबीरकी सोंह करे | 
तुलसी उत हॉक दसानमु देत, अचेत भे बीर, को धीर धरे | 
बिरुझो रन मारुतकों बिरुदेत, जो कालहु काल सो बूजि परै।३६। 

( हनुमानजी ) राक्षसरूपी मतवाले हाथियोंके समूहका नाश 
करते हुए सिंहके समान युद्ध करते हैं | ( वे ) झपटकर करोड़ों 
वीरोंको प्रृथ्वीपर पटककर गजते हैं और श्रीरामचन्द्रकी दुह्लाई देते 
हैं | गोखामीजी कहते हैं कि उधरसे रावण हॉँक देता है, € जिसे 
सुनकर, रामचन्द्रजीके पक्षके ) वीर अचेत हो जाते हैं-- उस 
हाँकको सुनकर ) कौन ऐसा है जो धंय धारण कर सके । यशल्ली 
वीर वायुनन्दन युद्धभूमिमें भिड़ गये, जों इस समय कालल्‍्को भी 
कार-से दीख पड़ते हैं | 


जे रज़नीचर बीर बिसाल, कराल बिलोकत काल न खाए | 
ते रन-रोर कप्ीसकिसोर बड़े बरजोर परे फग. पाए॥. 


फविताचली ९७ 


छम लपेटि, अकास निहारि के, हाँकि हटी हनुमान चलाए | 
घखि मे गात, चले नभ जात, परे भ्रमबात, न सूतल आए ॥ ३७॥ 
जिन विशाल बोर निशाचरोंकों विकराल समझकर काने 
भी नहीं खाया उन रणककंश बल्वानोंको केसर्र।किशोरने अपने 
दावमें पड़े पाया और उन्हें छल्कारकर हटी हनुमानजीने आकाश- 
की ओर देखते हुए पूँठमें छपेटकर फेंक दिया | उनके शरीर सूब 
गये और बवंडरवें पड़नेसे आकाशमें चले जा रहे हैं, छौठकर 
पृथ्व।पर नहीं आते | 
जो दससीसु महीधर इसको बीस श्रुजा खुझि खेलनिहारो । 
लोकप, दिग्गज, दानव, देव, सब सहमे सुनि साहसु भारो ॥ 
बीर बड़ो बिरुदेत बी, अजहूँ झुंग ज्ागत जसु पँवारो। 
सो हनुमान हन्यो घुठिकों गिरि गो मिरिराजु ज्यों गाजको मा ते॥ 
जो रावण, शित्रजीके पवत ( कैछास ) को बीसों भुजाओंसे 
उठाकर खच्छन्दतापूबक खेल्नेत्राछ्ष था, जिसके भारी साहसको 
घुनकर लोकपाल, दिकपाछ, देत्य और देवगण सभी डर गये थे 
जो बड़ा यशल्ली और बल्शाढी वीर था तथा जिसकी कीर्तिकथा 
आज भी जगतूमें गायी जाती है उसी रावणको हनुमानजीने मुक्केसे 
मारा तो जसे वच्ञके प्रह्मरसे पंत गिर जाता है, उसी प्रकार 
गिर गया । 
दुर्गेम हुगे, पहारतें भारे, प्रचंड महा श्रुद्धंड बने हैं। 
लकखमें पकखर, तिकखन तेज, जे सर्समाजमें गाज गने हैं ॥ 
बिरुदेत बली रनबाँकुरे हॉँकि हठी हनुमान हने हैं । 
नाम्मु ले राम देखावत बंधुको, घृमत घायल घायें घने हैं ॥३९॥ 


९? लंकाकाण्ड 


जिनके महाप्रचण्ड भुजदण्ड दुगे ( किले ) से भी दुर्गंण और 
पहाइसे भी विशाल हैं, जो छात्ोंमें प्रबल हैं और जिनका तेज 
बड़ा तीढक्ष्ण है तथा जो शूर-समाजमें बिजीके समान गिने जाते 
हैं, उन रणबाँकुरे प्रसिद्ध पराक्रमी निशाचरोंकों हर्ई हृनुमानजीने 
प्रचारकर मारा है और जो व॑र बहुत चोट खाये हुए घूम रहे 
हैं, उनको श्रीरामचन्द्रजी नाम ले-लेकर अपने भाई लक्ष्मणजीको 
दिखला रहे हैं । 


हाथिन सों हाथी मारे, घोरेसों संधारे घोरे, 
रथनि सों रथ बिदरनि बलवानकी | 
चंचल चपेट, चोट चरन, चकोट चाहें, 
हहरानों फोजें भहरानों जातुधानकी || 
बार-बार सेदक-सराहना करत राप्ठु, 
तुलसी” सराहे रीति साहेब सुझानकी | 
लॉबी लूम लसत, लपेटि पटकत भठ, 
देखी देखो, लखन  लरनि हनुमानकी ॥४०॥ 
हाथियोंसे हाथियोंको मार डाडा हैं, धोड़ोंसे घोड़ोंका संहार 
कर दिया ओर रथोंसे मजबूत रथोंकों ( व्कराकर ) तोड़ डाला । 
हनुमानूजीकी चश्चछ चपेट, लातोंकी चोट और चुटकी काटना 
दखकर निशाचरोंकी सेनाएँ घबड़ा गयीं और चक्कर खाकर गिरने 
लगीं | श्रीराम बार-बार अपने सेवककी सराहना करते हुए कहते 
हैं---लक्ष्मण ! तनिक हनुमानजीका युद्धनौशल तो देखो, उनकी 
लंबी पूँछ कैसी शोभायमान है जिसमें छपेट-छपेटकर वे राक्षस 
पीरोंकी पव्क रहे हैं। गोसाईजी भी अपने सुजान खामीकी 
( सेवकवत्सल्ताकी ) रीतिकी सराहना करते हैं । 


कवितावली २: 


दबकि दबोरे एक, बारिधिमें बोरे एक, 
मगन महीमें, एक गगन उड़ात हैं। 
पकरि पछारे कर, चरन उखारे एक, 
चीरि-फारि डारे, एक मीजि मारे लात हैं॥ 
“तुलसी” लखत, राम, रावन, बिबुध, बिधि,.._ 
चक्रपानि, चंडीपति, चंडिका सिद्दात हैं । 
बड़े-बड़े बानइत बीर बलवान बड़े, 
जातुधान-जूथप निपाते बातजात हैं ॥४१॥ 
उन्होंने किसीको चुपकेसे दबोच डाला, किसीको समुद्रमें डुबा 
दिया, किसीको प्रथ्वीमें गाइ दिया, किसीको आकाशमें उड़ा दिया, 
किसीको हाथ पकड़कर पछाड़ दिया, किसतीके पेर उखाड़ लिये, 
किसीको चीर-फाड डाछा और किसीकों छातसे मसलूकर मार 
दिया । गोसाइजी कहते हैं कि उन्हें देखकर श्रीराम और रावण, 
देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और चण्डी मन-ही-मन ग्रशंसा कर रहे 
हैं। हनुमानजीने बड़े-बड़े यशखी वीर और बल्वान्‌ निशाचर- 
सेनापतियोंकीं मार डाछा । 
: प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंद बीर 
धाए जात॒ुधान, हनुमानु लियो घेरि के | 
महाबलपुंज कुंजरारि ज्यों गरजि, भट 
जहाँ-तहाँ पटके लँगूर फेरि-फेरि के॥ 
मारे लात, तोरे गात, भागे जात हाहा खात, .... 
कहें 'तुलसीस ! राखि! रामकी सौं ठेरि के । 





«है ढ्ंकाकाण्ड 


ठहर-ठहर॒ परे, कहरि-कहरि उठें 
हहरि-हहरि हरु सिद्ध हँसे हेरि के ॥४२॥ 
तब जिनके भुजदण्ड बड़े उद्ण्ड हैं ऐसे बहुत-से प्रबल और 
प्रचण्ड राक्षसवीर दौड़े और उन्होंने हनुमानूजीकों घेर लिया। 
किन्तु महाबरूराशि वीर हनुमानजी सिहके समान गरजकर उन 
वीरोंको छाल घुमा-धुमाकर जहाँ-तहाँ पटकने छगे। उन्होंने मारे 
छातोंके राक्षसोके अड्र-प्रत्यड़ तोड़ डाले। वे गिड़गिड़ाते हुए भागे जाते 
हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी दहाइ देकर कहते हैं कि है तुल्सीदासके 
खामी हनुमान्‌ ! हमारी रक्षा करो । वे ठौर-ठोर पड़े कराह-कराह- 
कर उठते हैं; उन्हें देख-देखकर शिवजी और सिद्धगग ठहाका 
मारकर हँसने छगे । 
जाकी बाकी बीरता सुनत सहमत सर, 
जाकी ऑच अबू ठसत लक लाह-सी । 
सोई हनुमानु बलवान बॉको बानहत, ' 
जोहि जात॒धान-सेना चल्‍यो लेत थाह-सी ॥ 
कंपत अकपन, सुखाय अतिकायकाय, 
कुंभझकरन आई रो पाइ आहनसी। 
देखें गजराज म्गराजु ज्यों गरजि धायो, 
बीर रघुबीरको समीखनु साहसी ॥४३॥ 
, जिसकी बाँकी वीरताकों सुनकर वीरछोग भय खाते हैं, जिसकी 
.' लगायी हुई आँचसे आज भी लूुंका छाह-सी माछ्म होती है,.>वही 
 बाँके बानेवाले बल्वान्‌ हनुमानजी निशाचरोंकी सेनाकों - देखकर 
उसका थाह-सी लेते चचले'। उस' समय अकम्पन (' राबणका पुत्र ) 


कवितावली श्द्ु 


काँपने छगा, अतिक्राय € रावगक्के पुत्र ) का शरीर सूख गया और 
कुम्मफर्ण मी आकर आदह-सी लेकर पड़ रहा । जेसे गजराजोंको 
देखकर सिंह दोड़ता हैं, बसे हां श्रीरामचन्द्र जीके वीर साहसी 
पवनपुत्र € हनुमानजी ) उन्हें देखते ही गरजकर दौड़े । 


झूलना 


मत्त-मद-पम्ुकुट-दसकठ-साहस-सइल- 

संग-बिदरनि जनु. बज्ञ-ठॉँकी । 
दसन धरि धरनि चिकरत दिग्गज, कप्तठु, 

सेषु संकुचित, संकित पिनाकी ॥ 
चलत महि-मेरु, उच्छछत सायर सकल, 

बिकल बिधि बधिर दिसि-बिद्सि झोंकी | 
रजनिचर-घरनि घर गर्म-अभक ख्रवत, 

सुनत हनुमानकी हॉक बॉकी ॥४४॥ 


0, ३3५७ ७५ 


जो उन्मत्त वीरोंमें शिरोमणि रावणके साहसरूपी शेल- 
शिखरको विदा करनेके छिये मानो वच्नर्की टॉकी हैं, उन 
हनुमान्‌जंकी भयंकर छूढकारकों छुनकर दिक्‍्पाल दाँतोंते प्ृथ्वीको 
दबाकर चिक्कारने छुगते हैं, कच्छप और होषजी ( भयके मारे ) 
सिकुड़ जाते हैं और शिवजं! भी सनन्‍्देहमें पड़ जाते हैँ, प्रथ्वी तथा 
सुमेर॒ विचडित हो जाते हैँ, सातों समुद्र उछलने लगते हैँ, अ्ह्माजी 
व्याकुल तथा बधिर होकर दिशा-विदिशाओंकोी झाँकने छगते हैं 
और घर-धरमें निशाचरोंका ब्वियोंके गर्भपात द्वोने छगते हैं | 


२५ 


ढंकाकाण्ड 


कोनकी हॉकपर चौंक चंडीसु, विधि, 

चंडकर थकित फिरि तुरग इहके। 
कोनके तेज बलसीम भेद भीम-से 

भीमता निरखि कर नयन ढोके ॥ 
दास-तुलसीसके बिरुद बरनत बिदुष, 

बीर बिरुदंव बर बेरे घोके। 
नाक नरलोक पाताल कोठ कहते किन, 

कहां हनुमानु-से बीर बॉके ॥४५।॥ 


किसकी हॉँकपर ब्रह्मा ओर शिवजी चौंक उठते हैं और सूर्य 


थकित होकर फिर ( अपने रथके ) धोड़ोंकोी हॉकत हैं ? किसके 
तेजकी भयक्डरताकों देखकर भीमसेन-जसे बलसीम बार भी हाथोंसे 
नेत्र मूँद लेते हैं ? बुद्धिमात्‌ लोग तुड्सीदासके खामी ( हनुमानजी ) 
के यशका गान करते हुए कहते हैं कि उन्होने अच्छे-अच्छ 
कतिशाली वीर शत्रुओंपर धाक जमा ली | कोई बतछावे तो सही 


कि हनुमानूर्जीके समान बाँका वीर आकाश, मनुष्यलोक और 
पातालमें कहाँ है : 


जात॒ुधानावली-मत्तकुंजरघटा 
निरखि सृगराजु ज्यों गिरितें टृत्यों। 


बिकट चटकन चोट, चरन गहि, पटकि महि, 


निधि गए सुभट, सतु सबको छेत्यों ॥ 


'दासु तुलसी” परत धरनि धरकत, झुकत 


हाट-तसी उठति जंबुकनि छामों। 


' कब्ितावली “९६ 


धीर रघुबीरकी बीर रनबॉकुरों 
. हॉकि हनुमान कुलि कठकु कृट्यो ॥४६॥ 

जेसे मतवाले हाथियोंके झुंडको देखकर सिंह पबृतपरसे उनपर 
टूट पड़ता हे, वेसे हा राक्षसोंके समूहकों देखकर हनुमानजी उनपर 
झपट पड़े | चपतोंकी विकट चोठसे और पॉँव पकड़कर पृरथ्वीपर 
पछाड़नेसे सब वीर निःशेष हो गये ओर सबका बरू जाता रहा । 
गोसाईंजी कहते हैं कि वीरोंके प्रृथ्वीपर गिरनेसे पृथ्वी धड़कने 
लगी और वीरोंकों गिरते-गिरते स्यारोंन इस प्रकार छूट लिया जेसे 
उठती हुई पेठको लुटेरे छूट लेते हैं। श्रीरामचन्द्रके धीर-बीर 
रणबाँकुरे हनुमानरजीने ढलकार-छल्कारकर सारी सेनाकी दुन्दी 
कर दी | 

छ्प्पं 

कतहुं बिटप-सूधर उपारि परसेन बरष्वत। 

कतहु बाजसा बाज मसोद, गजराज करूपत ।॥ 

चरनचाट चटकन चकाट आर-उरनंसर बच्धत । 

बिकट कटकु बिदरत बीरु बारिदृ जिमि गज्जंत ॥ 
लंगूर लपेटत पटकि भटठ, 'जयति राम, जय / उद्चरत | 
तुलसीस पवननंदनु अटल जुद्ध क्रुद्ध कॉतुक करत ॥४७॥ 

वे कहीं तो वृक्ष ओर पर्वत उखाइकर शत्रुसेनापर बरसाते 
हैं, कहीं धोड़ेसे घोड़ेको मसछ डाछते हैं और कहीं हाथियोंको 
घसीठ-धसीय्कर मारते हैं । उनके छात और थप्पड़की चोट 
रान्रुओंकी छाती और सिरपर बजती है। वे वीखर उस कठिन 
सेनाका संहार करते हुए मेघके समान गरजते हैं । योद्धाओंको 
पूँछमें - छपेटकर ( प्रृथ्वीपर ) पठकते हुए वे *जय रामः,व्जय राम! 


९७ लकाकाण्ड 


उच्चारण करते हैं । इस प्रकार तुलूसीदासके प्रभु पत्रनकुमार 
( हनुमानूजी ) क्रोधित होकर अविचल युद्धलीछा करते हैं । 
अंग-अंग दलित ललित फूले किंसुक-से, 
हने भट लाखन लखन जातुधानके । 
मारि के, पछारि के, उपारि श्ुजदंड चंड, 
खंडि-खंडि डारे ते बिदारे हनुमानके ॥। 
कूदत कबंधके कदंब बंब-सी करत, 
धावत दिखावत हैं लाधो राधोबानके । 
तुछसी महेसु, बिधि, लोकपाल, देवगन, 
देखत वेबान चढ़े कौतुक मसानके ॥|४८॥ 
लक्ष्मणजीके द्वारा मारे हुए रावणके छात्रों वीरोंका अन्ञ-अज्ज 
घायल हो गया, जिससे वे ए्ले हुए छुन्दर पत्माशके समान माहम 
होते हैं । ( और कुछ वीरोंको ) हनुमानूजीने मारकर, पछाइकर, 
उनके प्रबल भुजदण्डोंकी उखाइकर, तविदीणंकर तथा खण्ड-खण्ड 
करके डाल दिया । कबन्धोंके झुंड बंबं शब्द करते कूदते फिरते हैं 
और दौड़-दौड़कर मानो श्रीरामचन्द्रके बाणोंकी शीघ्रता दिखाते हैं। 
गोसाइजी कहते हैं कि उस समय शिव, ब्रह्मा ( आठों ) छोकपाल 
और ( अन्य ) देवगण भी विमानोंपर चढ़े रणभूमिका तमाशा 
देखते हैं । 
लोथिन सों लोहके प्रवाह चले जहाँ-तहाँ, 
मानहूँ गिरिन्ह गेरु-झअरना झरत हैं। 
श्रोनितसरित घोर, कुंजर-करारे भारे, 
कूलतें समूल बाजि-बिटप परत हैं।। 
कू० छह. 


कवितावली ९८ 


सुमट-सरीर नीरचारी भारी-भारी तहाँ, 
घरनि उछाहु, कर-कादर डरत हैं। 
फेकरि-फेकरि फेरु फारि-फारि पेट खात, 
काक-कंक बालक कोलाहल करत हैं ॥४९॥ 
जहाँ-तहाँ छोथोंसे छोह॒की धाराएँ बह चढीं, मानो पर्व॑तोंसे 
गेरूके झरने झर रहे हैं | छोहकी मयंकर नदी बहने लगी; हाथी उस 
नदीके भारी करारे हैं और घोड़े गिरते हुए ऐसे माद्म होते हैं 
मानो किनारेके वृक्ष जड़सहित उखड़कर पड़ रहे हैं। वीरोंके शरीर 
उस नदीके बड़े-बड़े जल्जन्तु हैं। उस दशयको देखकर शूखीरोंको 
तो बड़ा उत्साह होता है। किन्तु निकम्मे और कायर छोग डरते 
हैं | सियार चिछ्ला-चिछाकर पेट फाड्-फाड़कर खाते हैं और कौए, 
गृप्र आदि बाल्कोंके समान कोछाहल कर रहे हैं । 
ओशझ्नरीकी झोरी काँघें, आँतनि की सेल्ही बाँधें, 
मूँड़के कमंडल खपर किए कोरि के। 
जोगिनीं झुटुंग झंंड-झुंड बनीं तापसींसी 
तीर-तीर बेठीं सो समर-सरि खोरि के ॥ 
श्रोनितसों सानि-सानि गूदा खात सतुआ-से, 
प्रेत एक पिअत बहोरि घोरि-घोरि के। 
तुलसी” बेताल-भूत साथ लिएँ भूतनाथु, 
हेरि-हेरि हँसत हैं हाथ-हाथ जोरि के ॥५०॥ 
कंघेपर पेटकी पचौनी#की झोली लिये, अँतड़ियोंकी सेल्ही 
( गंडा ) बाँचे और खोपड़ीके कमण्डलुको खुरचकर खप्पर बनाये 


# पेंटके भीतरकी वह थेछी जिसमें भोजन रहता है | 


९, लंकाकाण्ड 


जठधारी जोगिनियोंके झुंड-के-झुंड तपखिनियोंकी भाँति समररूपी 
नदीमें स्नानकर किनारे-किनारे बैठी हैं। वे गूदे ( मांस ) को रुधिरसे 
सान-सानकर सत्तुके समान खा रही हैं और कोई-कोई ग्रेत उसे 
घोल-घोल्कर पी जाते हैं। गोसाश्जी कहते हैं कि भूतनाथ भैरव 
भूत ओर बेतालोंको साथ लिये उनकी ओर देख-देखकर हाथ-से- 
हाथ मिला हँस रहे हैं । 
राम-सरासन तें चले तीर रहे न सरीर, हड़ावरि फूटीं । 
रावन धीर न पीर गनी,लखि ले कर खप्पर जोगिनि जूटीं 
श्रोनित-छीट-छठानि जटे तुलसी ग्रश्ञु सोहें, महाछबि छूटी । 
मानो मरकत-सेल बिसाल में फेलि चलीं बर बीरबहूटीं ॥५१॥ 
श्रीरामचन्द्रके धनुषसे छूटकर बाण रावणके शरीरमें अटठकते 
नहीं, अस्थिपन्नरको फोड़कर निकल जाते हैं | तो भी धीर रावण 
: इस पीड़ाको कुछ भी नहीं गिनता | यह देखकर जोगिनियाँ हाथमें 
खप्पर लेकर ( रक्तपानार्थ ) जुट गयीं। रुघिरके छींटोंकी छठासे 
युक्त होकर तुल्सीदासके प्रमु॒ ( भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ) बड़े 
छुह्यवने माद्म होते हैं | उनकी झुन्दर छबि ऐसी माद्म होती 
है, मानो मरकतके विशाल पवतपर सुन्दर बीरबहुटियाँ फैल गयी हों । 


लक्ष्मणमृच्छो 
मानी मेघनादसों प्रचारि भिरे भारी भट, 
आपने-अपन पुरुषारथ न ढील की। 
घायल लखनलालु लखि बिलखाने राप्तु, 
भई आस सिथिल जगज्निवास-दीलकी ।। 
भाईको न मोहु, छोहु सीयको न तुलसीस, 


कवितावली १०० 


कहें 'में बिभीषनकी कछु न सबील की' | 
लाज बॉह बोलेकी, नेवाजेकी सँभार-सार, 
साहेवु न राम्मु से बलाइ लेउँ सीलकी ॥॥५२॥ 
बड़े-बड़े वीर अमिमानी मेघनादसे छल्कारकर भिड़ गये और 
उन्होंने अपने-अपने पुरुषाथमें कमी नहीं की । लक्ष्मणजीको घायल 
देखकर श्रीरामचन्द्रजी बिलडखने छगे और जगतके निवासस्थान 
( भगवान्‌ ) के दिलल्‍की आशाएँ शिथिकू हो गयीं । तुल्सीदासके 
खामीको न तो भाईका मोह है और न जानकीजीकी ममता है, वे 
यही कह रहे हैं कि मैंने विभीषणके लिये कुछ भी प्रबन्ध नहीं 
क्या | उन्हें तो अपनी शरणमें लियेकी छाज हैं और अपने 
अनुगृहीत दासकी सार-संभालका खयाल है | श्रीरामचन्द्रजीके समान 
कोई खामी नहीं है, में उनके शीलकी बलिहारी जाता हूँ। 
कानन बासु, दसाननु सो रिपु, 
आननश्री ससि जीति लियो है। 
बालि महा बलसालि दल्यो, 
कपि पालि बिभीषनु भूपु कियो है॥ 
तीय हरी, रन बंधु परखचो, 
पे भरथों सरनागत-सोच हियो है। 
बॉह-पगार उदार कृपाल कहाँ 
रघुबीरू सो बीरु बियो है॥५१॥ 
वनमें निवास है और दसमुख रावणके समान प्रबल शत्रु 
है, तो भी प्रभुके मुखकी शोमाने चन्द्रमाकी शोभाकों जीत लिया 


१७०१ लंकाकाण्ड 


है | महाबल्शाली बालिको मारकर सुग्रीवकी रक्षा की और 
विभीषणको राजा बनाया | इधर ख्री हरी गयी और भाई भी समरमें 
गिर गये; तो भी हृदयमें शरणागतकी ही चिन्ता है। भला, श्रीराम- 
चन्द्रजीके समान अपनी भुजाका आश्रय देनेवाला उदार और दयालु 
वीर दूसरा कहाँ मिलेगा ! 


लीन्ही उखारि पहारु. बिसाल, 
चलयो तेहि काल, बिलंबु न लायो। 
मारुतनंदन मारुतको, मनको, 
खगराजको बेगु लजायो ॥ 
तीखी तुरा तुलसी! कहतो, 
पे हिएँ उपमाको समाउ न आयो | 
मानो प्रतच्छ परब्बतवकी नम 
लीक लसी, कपषि यों घधुकि धायो |॥५७॥ 
[ लक्ष्मणजीकी मूच्छोनिशव्वत्तिके लिये जब सुषेणने सन्नीवनी 
बूटी निश्चित की तो उसे छानेके लिये श्रीहनुमान्‌जी द्रोणाचछ पर्बतपर 
गये | तब उसे पहचान न सकनेके कारण ] उन्होंने उस विशाल 
पबतकों उखाड़ लिया और तनिक भी विल्म्ब न कर तत्काल चल 
दिये | उस समय मारुतनन्दन ( हनुमानजी ) ने वायु, गरुड़ और 
मनकी गतिकों भी लछज्जित कर दिया | गोसाईजी कहते हैं कि मैं 
उनके प्रचण्ड वेगका वर्णन करता; परन्तु हृदयमें उसकी उपमाकी 
सामग्री कहीं नहीं मिली | हनुमानजी झपटकर ऐसे दौड़े कि 
आकाशमें पवतकी प्रत्यक्ष लकीर-सी शोमित होने छगी । [ तात्पर्य 
यह कि ऐसी शीघ्रतासे हनुमानजी पवेत लेकर चले कि चलने और 


कवितावली १०२ 
पहुँचनेके स्थानतक एक ही पबत मादूम होता था | ] 
चल्यो हनुमानु, सुनि जातुधानु कालनेमि 
पठयो, सो मुनि भयो, पायो फल छलि के । 
सहसा उखारों है पहारु बहु जोजनको, 
रखवारे मारे भारे भूरि मट दलि के ॥ 
बेगु, बलु, साहसु, सराहत क्ृपाल राम, 
भरतकी कुसल, अचल ल्यायो चलि के । 
हाथ हरिनाथके बिकाने रघुनाथु जनु, 
सीलसिंधु तुलसीस भलो मान्यो भलि के ॥५५॥ 
हनुमानजीका जाना सुन रावणने राक्षस कालनेमिकों भेजा। 
उसने मुनिका वेष बनाया ओर इस प्रकार छछ करनेका फल पाया, 
अर्थात्‌ मारा गया । हनुमानजीने अनेकों योजनके पर्वतको सहसा 
उखाड़ लिया और रक्षकोंको मारकर बड़े-बड़े अनेक वीरोंका नाश 
कर दिया। देखो, हनुमानजी चलकर पंत और भरतजीका 
कुशल-समाचार छाये हैं'-ऐसा कहकर कृपाहु रघुनाथजी उनके 
बल, साहस और वेगकी सराहना करने छगे | मानो श्रीरामचन्द्रजी 
कपिनाथ ( हनुमानजी ) के हाथ बिक गये । तुल्सीदासके 
खामी शीलसिन्धु श्रीरामचन्द्रने सम्यक्‌ प्रकारसे उनका उपकार 
माना | 
खुद्धका अन्त 
बाप दियो काननु भो आननु सुभाननु सो, 
बेरी भो दसाननु सो, तीयकों हरनु भो । 
बालि बलसालि दलि, पालि कपिराजको, 


१०३ लंकाकाण्ड 


विभीषनु नेवाजि, सेत सागर-तरनु भो ॥ 
घोर रारि हेरि त्रिपुरारि-बिधि हारे हिएँ, 
घायल लखन बीर बानर बरनु भो। 
ऐसे सोकमें तिलोकु के बिसोक पलही में, 
सबही को तुलसीकों साहेबु सरनु भो ।।५६॥ 
पिताने वनवास दिया, रावण-जेंसा वीर शत्रु हो गया, जिसके 
द्वारा सीताजी हरी गयीं, तो भी जिनका मुख बड़ा प्रसन्न रहा- 
मलिन नहीं हुआ | बलशाली बालिकों मारकर छसुग्रीवर्की रक्षा की, 
विभीषणपर कृपा की और पुल बाँतकर समुद्रको राधा; फिर जिनके 
धोर युद्धको देखकर शिव और ब्रह्मा भी हृदयमें हार गये और वीर 
लक्ष्मणजी घायछ होकर (खून और मिट्टीसे ऐसे लथपथ हो गये कि ) 
उनका रंग वानरोंका-सा ( भूरा ) हो गया | ऐसे शोकमें भी जिन्होंने 
तीनों लोकोंको पल्मात्रमें विशोक कर दिया अशथांत्‌ लक्ष्मणजीको 
सचेत और रावणको मारकर सबकी रक्षा की, वे तुख्सीदासके प्रभु 
सभीको शरण देनेवाले हुए । 


कुंभकरन्नु हन्यो रन राम, दल्यो दसकंधरु, कंघर तोरे | 
पूषनवंसबिभूषन-पूषन-तेज-प्रताप गरे अरि-ओरे ॥ 
देव निसान बजावत, गावत, सावंतु गो, मनभावत भो रे । 
नाचतबानर-भालु सबे 'तुलसी' कहि 'हा रे!हहा भे अहो रे!!५७। 
भगवान्‌ रामने युद्धमें कुम्मकर्णको मारा और रावणकी गर्दनें 
तोड़कर उसका भी वध किया । इस प्रकार सूर्यबंशविभूषण श्रीराम- 
रूप सूर्यके प्रतापरूप तेजसे शत्रुरूपी ओले गरू गये । 
देवतालोग नगाड़े बजाकर गाते हैं, क्‍योंकि उनका सामन्तपना 


“' कवितावली १०७ 


( अधीनता ) चल्य गया और उनकी मनभायी बात हुई है | तथा 
वानर-भाद् भी सब-कै-सब “ओहो रे ! खूब हुई, ओहो रे ! खूब हुए 
ऐसा कहकर नाचते हैं | 


मारे रन रातिचर रावनु सकुल दलि, 
अनुकूल देव-म्ुनि फूल बरषतु हैं। 
नाग, नर, किनर, बिर॑चि, हरि, हरु हेरि 
पुलक सरीर, हिएँ हेतु हरषतु हैं॥ 
धाम ओर जानकी क्रपानिधानके बिराजैं, 
देखत बिषादू मिटे, मोदु करपतु हैं | 
आयसु भो, लोकनि सिधारे लोकपाल सब, 
“तुलसी” निहाल के के दिये सरखतु हैं ॥५८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने रावणका उसके कुछ्सहित दलन कर युद्धमें 
राक्षसोंका संहार किया | इससे देवता और मुनिगण प्रसन्न होकर 
फूलोंकी वषा करने लगे | यह देखकर नाग, नर, किन्नर तथा ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवजीके शरीर पुछकित हो जाते हैं और हृदयमें 
प्रेम और आनन्द भर जाता है । कपानिधान ( श्रीरामचन्द्रजी ) की 
बायीं ओर जानकीजी विराजमान हैं, जिनके दर्शनसे विषाद मिट 
जाता है और आनन्द बृद्धिको प्राप्त होता है| छोकपाल सब आज्ञा 
पाकर अपने-अपने लोकोंको चले गये | गोसाईजी कहते हैं कि 
भगवानने सबको निहाल कर-करके मानो परवाना दे दिया ( कि अब 
तुमलछोग निर्मय रहो ) । 
इति लंकाकाण्ड 


जा“. भवन 


उत्तरकाएड 


+--+>#९७+- 
रामकी कृपालुता 


बालि-सो बीरु विदारि सुकंठ थप्यो, हरपे सुर, बाजने वाजे । 
पलमें दल्यो दासरथीं दसकंधरु, लंक विभीषनु राज बिराजे | 
राम-सुभा सुनें 'तुलसी' हुलसे अलसी हम-से गठगाजे । 
कायर कूर कपूतनकी हृद, तेउ गरीबनेवाज नेवाजे ॥१॥ 


बालि-से वीरको मारकर ( श्रीरामचन्द्रजीने ) सुग्रीवको राज्य 
दिया | इससे देवता छोग हर्षित होकर बाजे बजाने छगे | दशरथनन्दन 
( श्रीरामचन्द्र ) ने पठभरमें रावणको मार डाछा और हंकामें विभीषण 
राज्यपर सुशोमित हुए । तुल्सीदासजी कहते हैं--.श्रीरामचन्द्रजीका 
खभाव सुनकर मेरे-जेसे और आल्सी भी आनन्दित होकर गाल 
वजाते हैं | जो छोग कायर, क्रूर और कपूतोंकी हृद थे, उनपर भी 
गरीबनिवाज भगवान्‌ रामने कृपा की | 


बेद पढ़ें विधि, संथ् सभीत पुजावन रावनसों नितु आयें | 
दानव-देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिरु नावें ॥ 
ऐसेउ भाग भगे दसभाल तें, जो प्रश्ुता कबि-कोबिद गावें । 
रामसे बाम भए तेहि बामहि बाम सबे सुख-संपति लावें ॥२॥ 


कवितावली १०६ 


रावणके यहाँ ब्रह्माजी ( खयं ) वेदपाठ करते थे और शिवजी 
भयवश नित्यपूजन करानेके लिये आते थे तथा देत्य और देकाण 
दुखी, दीन एवं दयापात्र होकर उसे प्रतिदिन दूरहीसे सिर नवाते 
थे। ऐसा भाग्य भी, जिसकी प्रभुता कवि-कोविंद गाते हैं, उस 
रावणको छोड़कर भाग गया । श्रोरामचन्द्रसे विमुख होनेपर सारी 
सुख-सम्पदाएँ उस वामसे विमुख हो जाती हैं । 


बेदबिरुद्ध मही, पुनि, साधु ससोक किए, सुरलोकु उजारो । 
ओर कहा कहीं, तीय हरी, तबहूँ करुनाकर कोपु न धारो ॥। 
सेवक-छोह तें छाड़ी छमा,तुलसीं लख्यो राम|सुभाउ तिहारो। 
तौलों न दापु दल्यों दसकंधर, जोलों बिभीषन लातु न मारो ।। ३॥ 


वेंदविरुद्ध आचरण करनेवाले रावणने प्रृथ्वी, मुनिगण और 
साधुओंको शोकयुक्त कर दिया तथा देवछोककों उजाड़ डाला और 
कहाँतक कहें, उसने ( उनकी ) ब्रीतककों चुरा लिया, तब भी 
करुणाकर ( प्रभु ) ने उसपर क्रोध नहीं किया । गोसाश्जी कहते 
हैं कि हे श्रीरामचन्द्रजी ! मैंने आपका खभाव जान लिया; आपने 
सेवक ( विभीषण ) के स्नेहवश ही ( अपनी खाभाविक ) क्षमाकों 
छोड़ा; क्‍योंकि जबतक रावणने विभीषणको छात नहीं मारी तबतक 
आपने उसके दरपको चूर्ण नहीं किया । 


सोकसपुद्र निमजञत काढ़ि कपीसु कियो, जगु जानत जेसो । 
नीच निसाचर बेरिको बंधु विभीषलु कीन्ह पुरंदर-कैसो |। 
नाम लिए अपनाइ लियो तुलसी-सो,कहो,जग कौन अनेसो | 
आरत-आरति-भंजन राम, गरीबनेवाज न दूसरो ऐसो ॥४॥ 


१०७ उत्तरकाण्ड 


आपने शोकरूपी समुद्रमें डूबते हुए सुम्रीवको निकालकर जिस 
ग्रकार वानरोंका राजा बनाया, जो सारा संसार जानता है | नीच 
निशाचर और अपने शत्रुके भाई विभीषणको इन्द्रके समान (ऐश्वयेशाली) 
बना दिया | केवछ नाम लेनेसे ही तुल्सी-जेसेको भी अपना लिया, 
जिसके समान बुरा संसारमें, कहो, दूसरा कौन है ! भगवान्‌ राम 
ही दुखियोंके दुःखको दूर करनेवाले हैं; उनके-मेसा कोई दूसरा 
गरीबनिवाज नहीं है । 
मीत पुनीत कियो कपि-भालुको,पाल्यो ज्यों काहुँ न बाल तनूजों | 
सजन-सींव बिभीषनु भो, अजहूँ बिलसे बर बंधुबधू जो || 
कोसलपाल बिना तुलसी” सरनागतपाल कृपाल न दूजों | 
कूर, कुजाति, कुपूत, अधी, सबकी सुधरे, जो करे नरु पूजो ।५। 

( उन्होंने ) वानर और भाठुओंतकको अपना पतरित्र मित्र 
बनाया और उनकी ऐसी रक्षा की जेसी कोई अपने बालक पुत्र- 
की भी नहीं करेगा | और वे विभीषण, जो ( चिरजीवी होनेके 
कारण ) आजतक अपने बड़े भाईकी ख्री ( मन्दोदरी ) का उपभोग 
करते हैं, साधुताकी सीमा बन गये | गोसाहजी कहते हैं कि 
कोसलेश्वर श्रीरामचन्धजीके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा कृपाठु और 
शरणागतोंकी रक्षा करनेवात्य नहीं है । जो मनुष्य उनकी पूजा 
करते हैं उन सभीकी बन जाती है, चाहे वे क्रूर, कुजाति, कुपूत 
और पापी ही क्‍यों न हों । 
तीय सिरोमनि सीय तजी, जेंहि पावककी कल॒पाई दही है | 
अमेधुरंधर बंधु तज्यो, पुरलोगनि की बिधि बोलि कही है ॥ 


कवितावली १०८ 


कीस-निसाचरकी करनी न सुनी, न बिलोकी, न बह है। 
राम सदा सरनागतकी अनखोंही, अनेसी सुभायेँ सही है ॥६॥ 


जिन्होंने अग्निकी अपवित्रता ( दाहकता ) को भी जला 
डाला ( अर्थात्‌ जिनका पवित्र स्पश पाकर अग्नि भी पवित्र और 
शीतल हो गयी ) ऐसी नारीशिरोमणि जानकीजीको भी उन्होंने 
( छोकापवाद छुनकर ) त्याग दिया; यही नहीं अपने पर्म-धुरन्धर 
बन्धु ( लक्ष्मणजी ) को ( भी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये ) त्याग दिया 
और पुरजनोंको बुछाकर कर्तव्यका उपदेश दिया, किन्तु बंदर 
( छुग्नीवादि ) और राक्षसों ( विभीषणादि ) की करनी ( भ्रातृवधूसे 
भोग ) को न तो छुना, न देखा और न चित्तमें ही रक़्खा । इस 
प्रकार श्रीरामचन्द्रने अपने शरणागतोंकी क्रोध उत्पन्न करनेत्ाली बात 
और अनुचित बर्तावको भी सदा खमावसे ही सहा है । 


अपराध अगाध भर जनतें, अपनें उर आनत नाहिन जू | 
गनिका, गज,गीध,अजामिलके गनि पातकपुंज सिराहिं न जू॥ 
लिए बारक नाम सुधामु दियो, जेहिं धाम महाग्न॒नि जाहिं न जू। 
तुलसी ! मजु दीनदयालहि रे ! रघुनाथु अनाथहि दाहिन जू ।७। 

सेबकोसे भारी-भारी अपराध हो जानेपर भी आप उन्हें अपने 
मनमें नहीं छाते ( उनपर ध्यान नहीं देते ) | गणिका, गज, गीघ 
और अजामिलके पातकपुंज गिननेपर समाप्त होनेवाले नहीं थे; किन्तु 
उन्हें एक बार नाम लेनेसे भी वह परमधाम दिया, जिसमें महामुनि 
भी नहीं जा सकते | गोसाईंजी अपनेसे ही कहते हैं कि भरे 
तुलसीदास : दीनदयाढु श्रीरामचन्द्रजीको भज; वे अनाथोंके अनुकूल 
( सहायक ) हैं । क्‍ द 


१०९ उत्तरकण्ड 


प्रश्न सत्य करी प्रहलादगिरा, अगटे नरकेहरि खंभ महों। 
झषराज ग्रस्यो गजराज, कृपा ततकाल, बिलंबु कियो न तहाँ । 
सुर साखि दे राखी है पांडुबधू पट छटत, कोटिक भूप जहाँ। 
तुलसी | भजु सोच विमोचनको, जनको पनु राम न राख्यों कहाँ८ 
भगवानने प्रहादके वचनको सत्य किया और महान्‌ खंभके 
बीचमेंसे नरसिंहरूपमें प्रकट हुए | जब ग्राहने गजको पकड़ा तो 
तत्काल ही कृपा की, ( जरा-सा भी ) विलम्ब नहीं किया । करोड़ों 
राजाओंके सामने जिसका वस्र छठ जा रहा था, उस द्रौपदीकी 
देवताओंको साक्षी बनाकर रक्षा की | गोसाईजी अपनेसे ही कहते 
हैं कि अरे तुलसीदास ! शोकसे छुड़ानेवाले श्रीरामचन्द्रकों भज, 
उन्होंने सेबकके प्रणको कहाँ नहीं निबाह्य ! 
नरनारि उघारि सभा महुँ होत दियो पटु, सोचु हरयो मनको। 
पहलाद-बिषाद-निवारन, बारन-तारन, मीत अकारनको ।। 
जो कहावत दीनदयाल सही, जेहि भारु सदा अपने पनको । 
“तुलसी' तजि आन भरोस भजें, भगवानु मलो करिंहें जनको ९ 
नरावतार ( अजुन ) की ख्री (द्रौपदी ) समामें नंगी की 
जा रही थी, उसे बच्चन देकर उसके मनका सोच दूर किया । जो 
प्रह्मदके दुःखको दूर करनेवाले, गजको बचानेवाले, बिना कारणके 
मित्र और सच्चे दीनदयाढ् कहलाते हैं, जिनको अपने प्रणका 
सदेव भार ( ध्यान ) रहता है, गोसाईजी कहते हैं कि औरोंका 
भरोसा त्याग कर उन भगवानका भजन करनेसे वे अपने दासका 
भला करेंहीगे । ह 
रिपिनारि उधारि, कियो सठ केवटु मीतु पुनीत, सुकी्ति लही । 
निज लोक दियो सबरी-खगको, कपि थाप्यो, सो माठुम है सबही।। 


कवितावली ११७० 


दससीस-बिरोध सभीत विभीषनु भूप कियो, जग लीक रही । 
करुनानिधिको भज॒, रे तुलसी ! रघुनाथु अनाथके नाथ सही ० 

६ भगवान्‌ रामने ) ऋषि ( गौतम ) की पत्नी / अहल्या ) 
का उद्धार किया और दुष्ट केबठको मित्र बनाकर पवित्र क्र दिया, 
और इस प्रकार सुकीर्ति प्राप्त की; शबरी और गीघको अपना लोक 
दिया और छुग्नीवको राज्यपर स्थापित किया, सो सबको माछ्म ही 
है; रावणके विरोधसे डरे हुए विभीषणको राजा बनाया जिससे 
उनकी कीर्ति संसारभरमें छा गयी । गोसाईजी कहते हैं “अरे 
तुलसीदास | करुणानिधि ( श्रीरामचन्द्र ) को भज, वे अनाथोंके 
सच्चे खामी हैं | 


कोसिक, बिग्रबधू, मिथिलाधिपके सब सोच दले पल माहें | 
बालि-दसानन-बंधु-कथा-सुनि, सत्र सुसाहेब-सील सराहैं॥ 
ऐसी अनूप कहें तुलसी रघुनायककी अगनी गुनगाहें | 
आरत, दीन, अनाथनको रघुनाथु करें निज हाथकी छाहैं॥ १ १॥ 

( श्रीरधुनाथजीने ) विश्वामित्र, ऋषिपत्नी ( अहल्या ) और 
मिथिलापति ( महाराज जनक ) की सभी चिन्ताओंको पलभरमें हर 
लिया । बालि और रावणके भाई € सुप्रीव और विभीषण ) की कथा 
छुनकर शत्रु भी हमारे श्रेष्ठ खामी ( श्रीरामचन्द्रजी ) के शील्की 
सराहना करते हैं। गोसाईजी श्रीरघुनाथजीकी ऐसी अगणित अनुपम 
गुणगाथाएँ कहते हैं | आह्चं, दीन और अनाथोंको रघुनाथजी अपने 
हाथकी छाया-तले कर लेते हैं । 


तेरे बेसाहें बेसाहत औरनि, और बेसाहि के बेचनिहारे। 
व्योम, रसातल भूमि भरे नृप कूर, कुसाहेब सेंतिहूँ खारे ॥ 


१११ उत्तरकाण्ड 


#तुलसी' तेहि सेवत कौन मरे ? रजतें लघु को करे मेरुतें मारे ! 
सखामि सुसील सम सुजान, सो तो-सो तुहीं दसरत्थदुलारे ।१२॥ 

तुम्हारे खरीदने € अपना लेने ) से जीव औरोंको भी खरीद 
( ग्रुदधाम बना ) सकता है, और सब ( अन्य देवता ) तो खरीदकर 
बेच देनेवाले हैं । आकाश, रसातलू और प्रृथ्वीमें अनेकों निर्दय 
राजा और दुष्ट खामी भरे पड़े हैं, किन्तु वे तो मुफ्तमें मिलें तो भी 
त्यागने योग्य ही हैं | गोसाईजी कहते हैं कि उनकी सेवा करके 
कौन मरे | धूलके समान रूघु सेत्रककों सुमेरुसे भी बड़ा बनानेवाला 
( तुम्हारे सिवा और ) कौन है ? है दशरथनन्दन ! तुम्हारे समान 
छुशील, समथ और घछुजान खामी तो तुम्हीं हो | 


जातुधान, भाल, कपि, केवट, बिहंग जो-जो 

पाल्यों नाथ ! सद्य सो-सो भयो काम-काजको | 
आरत अनाथ दीन मलिन सरन आए, 

राखे अपनाइ, सो सुभाउ महाराजकों।। 
नाम तुलसी, पे भोंडो भाँग तें, कहायो दासु, 

कियो अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाजको । 
साहेब समर्थ दसरत्थके ! दयालदेव 

दूसरो न तो-सो तुम्हीं आपनेकी लाजको ॥११॥ 


है नाथ ! आपने निशाचर, भाछु, वानर, केवट, पक्षी--- 
जिस-जिसको अपनाया वही तुरंत ( निकम्मेसे ) कामका हो गया। 
दुखी, अनाथ, दीन; मलिनि---जो भी शरणमें आये उन्हींको आपने 
अपना लिया, ऐसा महाराजका खभाव है । नाम तो ( मेरा ) 
तुलसी है पर हूँ मैं भाँग्से भी बुरा और कहलाने छगा दास 


कवितावली ११२ 


और आपने ऐसे दगाबाजकों भी अड्रीकार कर छिया | हे दशरथ- 
नन्‍्दन ! आपके समान कोई दूसरा समर्थ खामी अथवा दयालु 
देव नहीं है; अपने शरणागतकी लज्ना रखनेवाले तो आप ही हैं । 


महाबली बालि दलि, कायर सुकंठु कपि 
सखा किए महाराज [ हो न काहू कामको । 
भ्रात-घात-पातकी निसाचर सरन आएँ, 
कियो अंगीकार नाथ ! एते बड़े बामको ।। 
राय दसरत्थके ! समथे तेरे नाम लिएँ, 
तुलसी-से कूरकफो कहत जशु रामको। 
आपने निवाजेकी तो लाज महाराजको 
सुभाउ, सम्मश्षत मनु झुद्त शुलामकों ॥१४॥ 
है महाराज ! आपने महाबलवान्‌ बालिकों मारकर कायर 
सुप्रीवको मित्र बनाया, जो किसी कामका नहीं था | भाईको धोखा 
देनेका पाप करनेवाले राक्षसको शरण आनेपर--इतना प्रतिकूल 
होते हुए भी--खीकार कर लिया । है महाराज दशरथके समथ 
सुपृत | तुम्हारा नाम लेनेसे आज तुल्सी-जेसे कपटीको भी ठोग 
रामका कहते हैं । अपने अनुगृहीत दासकी छाज रखना तो महाराज- 
का खभाव ही है, यह समझकर सेवकका मन आननिदित होता है । 


रूप-सीलसिंधु, गशुनर्सिधु, बंधु दीनको; 
दयानिधान, जानमनि, बीरबाहु-बोलको । 

स्राद्धु कियो गीधको, सराहे फल सबरीके, 
सिला-साप-समन, निबाह्यों नेहु कोलको ।। 


११३ उत्तरकाए्ड 


तुंढसी उराउ होत रामको सुभाउ सुनि, 
को न बलि जाई, न बिकाह बिनु मोल को । 
ऐसेह सुसाहेबर्सों जाको अनुरागु न, सो 
बड़ोई अभागो, भागु भागो लोम-छोलको ॥१५॥ 


भगवान्‌ राम रूप और शीलके सागर, गुणोंके समुद्र, दीनोंके 
बन्धु, दयाके निधान, ज्ञानियोंमें शिरोमणि तथा वचन और बाहुबलमें 
ज़ूवीर हैं | उन्होंने गृप्रका श्राद्ध किया, शबरीके फलोंकी प्रशंसा 
की, शिल्य बनी हुई अहल्याके शापकों शमन किया और भीलोंके 
साथ प्रेम निबाह्य | गोसाईजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रके खभावको 
घुनकर उत्साह होता हैं | उसपर कौन न्योछावर नहीं होगा और 
कौन उसके हाथ बिना मोल नहीं ब्रिक जायगा | ऐसे उत्तम खामी- 
से भी जिसे प्रीति नहीं है, वह बड़ा ही अभागा है और उस छोम- 
से चलायमान मनुष्यका भाग्य ही उससे दूर भाग गया है। 
सरासिरताज, महाराजनि के महाराज, 
जाको नाम्मु लेतहीं सुखेतु होत ऊसरो । 
साहेबु कहों जहान जानकीसु सो सुजान, 
सुमिरें कृपालठुके मराठु होत खूसरो॥ 
केवट, पषान, जातुधान, कपि-माल तारे, 
अपनायो तुलसी-सों धींग धमधूसरों | 
बोलकों अटल, बॉहकों पगारु, दीनबंधु, 
दूबरेकी दानी, को दयानिधानु दूसरो ॥१३॥ 


क० ८---- 


काबताबली: ११७४ 


अनबन १७ न सनकब 


/ 


जो वीरोंके शिरोमणि और महाराजोंक्रे महाराज हैं, जिनका 
नाम लेते ही बंजड़ जर्मन भी उपजाऊ हो जाती है, उन जावकी- 
पति ( श्रीराम ) के समान सुजान खामी संमारमें कौन है ? जिस 
कृपाठुकों स्मरण करनेसे ही उन्हे भी हंस हो जाता है । उन्होंने 
केवट, सिलारूप € अहल्या ), राक्षस, वानर और मादुओंकों तारा 
और तुलसी-से गँवार मुछण्डेको भी अपना लिया | उनके समान 
बातका पक्का ओर मुजाओंका आश्रय देनेवाछा तथा दुखियोंका संग, 
दुबंलोंका दानी और दयाका भण्डार दूसरा कौन है : 


कीबेकी बिसोक लोक लोकपाल हते सब, 
कह काऊ मी न चरदाहा काप-भालुका | 
पृविकों पहारु कियो ख्याल ही कृपाल राम, 
बापुरों बिसीवलु घरोंधा हुतो बाहुको | 
नाम-ओठ लेत ही निखोट होत खोटे खड, 
चोट विन्नु मोट पाह भयों ने विहालु को ! 
तुलसीकी बार बड़ी ढठील होति, सीलसिंधु ! 
बिगरी सुधारिबेकी दूसरों दयालु को ॥१७॥ 
लोकोंको शोकरह्वित करनेके लिये ( इन्द्रादिक ) सभी 
लोकपाल थे, परन्तु | आजतक ] रीछ-आनरोंकों विलाने-पिल्यनेवाल 
कोई कहां नहीं हुआ | बेचारा विभीषण जो बादके घरौधे € खेलवाड़- 
के घर ) के समान निब्रे७ठ था उसे श्रीरामचन्द्रने सड्ज्पमात्रसे बच्के 
पहाइकी तरह दुधघप बना दिया | खोटे और दूछ छोंग मी उनके 
नामकी ओठ लेते ही निर्दोष हो जाते हैं | पता, बिना परिश्रम 


११९५ उचरकाण्ड ' 
तक 22 कस 


( बनकः ) गठरी पाकर कौन निहाछ नहीं हुआ ? तुर्सी दास जी 
कहते हैं, हे शीलसिन्धु ! मेरी बार वड़ी डिछाई हो रही है | मत्ण, 
विगड़ीकी वनानेवालय आपके सिवा दूमरा कौन कृपालु है ! 


नाम लिए पूवकों पुनीत कियो पातकीस, 
आरति निवारी अरद्चु पाहि! कई वीलकी । 
छलिन की छोंड़ी,सो निगोड़ी छोटी जाति-पँति 
कीन्ही लीन आपुर्मे सुनारी भोंड़े मीलकी ।। 
ठुडसीआं तारियो, विसारियो न अंत मोहि, 
नीकें है प्रतीति राबरे सुभाव-सीलकी | 
देऊ तो दयानिकेत, देत दादि दीनन की, 
मेरी बार मेरें ही अभाग नाथ ढील की ॥१८॥ 
आपने पुत्रका नाम लेनेसे ही पातकियोंके सरदार ( अजामिल ) 
का पवित्र कर दिया और रक्षा करो! ऐसा कहते ही गजराजका 
ढ:ख दूर कर दिया। जो छलियोंकी छड़की, अमागी जाति-पॉतिमें 
छोटी तथा गँवार भीलकी त्री थी, उसे भी आपने अपनेमें छीन कर 
लिया | अब आप तुल्सीको भी तार दें | अन्तमें मुझे ही न भूल 
जाये | आपके शीछ-खमावका मुझे खूब भरोसा है | है देव ! आप 
तो दयाधाम हैं, गरीबोंकी सदा ही सहायता करते हैं | हे नाथ ! 
अब मेरी बार मेरे ही दुर्भाग्यसे आपने ठिलाई की है । 


आगें परे पाहन क्र्पों किरात, कोलनी, 
कपीसु, निसिचरु अपनाए नाएँ माथ जू। 


कविताचंली ११ 


साँची सेवकाई हनुमान की सुजानराय, 
रिनियाँ कहाए हो, बिकाने ताके हाथ जू ।। 
तुलसी-से खोटे खरे होत ओट नामही कीं, 
तेजी माटी मगहू की मृगमंद साथ जू । 
बात चलें बातकों न मानिबो बिलगु, बलि, 
काकीं सेवा रीक्िि के नेवाजो रघुनाथ जू १ ॥१९ 
है नाथ ! आपने कृपा करके अपने आगे पड़ी शिल्ाकों तथा 
किरात, भीलनी, सुग्रीव और केवछ सिर नवानेसे ही राक्षस 
विभीषणको अपना लिया | हे सुजानशिरोमणि ! सच्ची सेवा तो 
आपकी हनुमानजीने की, जो आप उनके ऋणी कहलाये और 
उनके हाथ बिक गये | तुल्सीके समान दम्भी भी आपके नामकी 
ओट लेनेसे ही सच्चे हो जाते हैं, जेसे रास्तेकी मिट्टी कस्तूरीके 
संसगसे बहुमूल्य हो जाती है | इस प्रसंगपर यदि मैं कोई बात 
पूछे तो बुरा न मानियेगा | है. रघुनाथजी ! मैं आपकी बलि जाता 
हैँ, भा, आपने किसकी सेवासे रीक्षकर कृपा की है ? [ अर्थात्‌ 
आपने अपनी कृपालछुतासे ही अपने सेवकोंकोी बढ़ाया है, किसीने 
भी ऐसी सेवा नहीं की जिससे आप रीझ सकें | | 


कीसिककी चलत, पषानकी परस पाय, 

टूटत धनुष बनि गई है जनककी । 
कोल, पसु, सबरी, बिहंग, भालु, रातिचर, 

रतिनके लालचिन ग्रापति मनककी ॥। 
कोटि-कला-कुसलछ कृपाल नतपाल [ बलि, 

बातहू केतिक तिन तुलसी तनककी | 


११७५ उत्तरकाण्ड 


गाय दसरत्थ के समत्थ राम राजमनि ! 
का से. हू. ही 65 है 0 


तेरें हेरें लोपे लिपि बिधिह गनककी ।॥॥२०॥ 
विद्वामित्रजीकी बात ( केबल साथ ) चल देनेसे, शिल्म 
(बनी हुईं अहल्या ) की चरणस्परशभात्रसे और राजा जनककी पघनुष- 
के टूटनेसे बन गयी। कोल, पशु ( सुग्रीवादि वानर ), शबरी, गीध 
( जठायु ), भाठु और ( विमीषण आदि ) राक्षसोंकोी रत्तीमरका 
लछालच था, उनको मनभरकी प्राप्ति हो गयी ( अर्थात्‌ जितना 
वे चाहते थे उससे बहुत अधिक उन्हें मिल गया ) | हे करोड़ों 
कलाअंमे कुशछ एवं विनीतकी रक्षा करनेवाले दयालो | आपकी 
बलिहारी है; तिनकेके समान तुच्छ इस तुल्सीदासकी बात ही 
कितनी है | हे महाराज दशरथके समर्थ पुत्र राजशिरोमणि राम ! 
तुम्हारी दृश्टिमात्रसे ब्रह्मा- जेसे ज्योतिषीकी लिपि भी मिट जाती है | 


सिला-श्रापु पापु, शुह-गीधकों मिलापु, 
सबरीके पास आपु चलि गए हो, सो सुनी में | 
सेवक सराहे कपिनायकु बिभीषजु 
भरतसभा सादर सनेह सुरधुनीमें॥ 
आलसी-अभागी-अधघी-आरत-अनाथपाल 
साहेबु समथे एकु, नीकें मन गुनी में। 
दोष-दुख-दारिद-दलेया दीनबंधु राम ! 
तुलसी” न दूसरों दयानिधालनु दुनीमें ॥२१॥ 
मैंने शिछा ( बनी हुईं अहल्या ) के शाप (€ और व्यमिचार- 
रूप ) पाप, निषाद तथा गीच ( जठायु ) से मिलनेकी बात सुनी, 
और शबरीके पास खय॑ ( बिना बुलाये ) चले गये यह सभी मैं 


कवितावली 





११८ 
छुन चुका हूँ। आपने स्नेह एवं आदरपूर्वक्त भरत्जीके सामने 
सभाके वीच अपने सेवक वानरराज ( सुग्रीव ) की और विभीषणवाी 
गझ्ढके समान ( पवित्र ) कहकर प्रशंसा की । मैने मनमें अच्छी तरह 
विचार कर लिया कि आल्सी, अभागे, पापी, आर और अवाथोंका 
पाडन करनेवाले समर्थ साहब एक आप हीं हैं | तुल्सीदासजी कहते 
है--दोष, दुःख और दस्विताका नाश करनेवाले है दीनवन्धु ग॒म ! 
आपके समान दयानिधान दुनियामें दूसरा नहीं है | 
मीतु बालिबंधु, पूतु दूतु, दसकंधबंधु 
सचिव, सराधु कियो सबरी-जंटाइकों । 
लंक जरी जोहें जियें सोचुसो विभीषनको, 
कहो ऐसे साहेबकी सेवाँन खटाहकों | 
बड़े एक-एकतें अनेक लोक लोकपाल, 
 अपने-अपनेकी तो कहेगो घटाहइकों । 
सॉकरेके सेइबे, सराहिबे, सुमिरतरेको, 
राम सो न साहेबु न कुमति-कटाइकों ॥ २२ ॥ 
बालिके भाई ( सुग्नीव ) को अपना मित्र बनाया, उसके 
पत्र ( अन्जद ) को दूत बनाया, रावण ( जैसे शत्रु ) के भाई 
( विभीषण ) को मनन्‍्त्री बनाया, जठायु और शबरीका श्राद्ध किया तथा 
लंकाको जी देख चित्तमें विभीषणके लिये चिन्ता-सी हुई, 
( कि जबी हुईं हंका मेंने इन्हें दी |) कहो, मा, ऐसे खामीकी 
सेवामें कौन नहीं निम जायगा ? अनेकों छोकोंमें वहाँके छोकपाढ 
एक-से-एक बड़े हैं, अपने-अपने खामीको महा कौन घटाकर 
कहेगा | परन्तु दुःखमें सेवन करनेको, सराहनेको और व्मरण 


228. .. उत्तरकाण्ड 
करनेकी, मगवान्‌ रामके समान कुमतिका निबृति करनेवाला कोई 
दूसरा खार्मी नहीं है 
भूमिवाल, ब्याउपाल, नाकपाठ, लोकपाल 
कारन क्रपाल, में सबेके जीकी थाह ली। 
कादरको आदरु काहकें नाहि देखिअत, 
सबनि सोहात है सेवा-सुजानि टाइली ॥ 
तुलसी सुभाय कहे, नाहीं कछु पच्छपातु, 
कोनें इस किए कीस-माठु खास माहली । 
रामही के द्वारे पे बोलाइ सममानिअत 
मोसे दीन दूबरे कपूत कूर कोहली ॥२३॥ 
पृथ्वीयति, नागपति, देवओेकोंके खामी और लोकपाल 
ये सब कारणबद् कृपा करते हैं, मैं सनीके जीकी थाद्व ले चुका 
हूँ। कायरोंका आदर किप्रीके यहाँ देखनेमें नहीं आता; सबको 
सेवामें दक्ष सेवक सुहाते हैं | तुल्सी सत्यभावसे कहता है, उसे 
कोई पक्षपात नहीं हैं --भछ किस खार्मीने रीक और बानरोंको 
अपना खास भाहदी | रनित्रसका सेवक ) बनाया है ? श्रीराम- 
चन्द्रदीके द्वारपर मेरे समान दीन, दुरबछ, कुपृत, कायर और आड्सीको 
बुढाकर सम्मान किया जाता हैं | 
सेवा अनुरूप फल देव भूष कूप ज्यों, 
बिहने गुन पृथिक पिआसे जात पथके । 
लेखें-जोखें चोखें चित तुलसी' खारथ हित, 
नीकें देखे देवता देवेया बने गथके || 
गीधु मानों गुरु, कपि-भाछ माने मीत कै, 


कवबितावली १२० 


पुनीत गीत-साके सब साहेब समत्थके | 
और भूप परखि सुलाखि तोलि ताइ लेत, 
लसमके खसमु॒तुहीं पे दसरत्थके ॥२४॥ 
राजालोग कूपके समान सेवानुकूल फल देते हैं, बिना गुण 
(रस्सी ) के पथके पथिक प्यासे चले जाते हैं [ तात्पये यह है कि 
जैसे त्रिना गुण (.डोरी ) के कृूपसे जछ नहीं आता वेसे ही बिना 
गुणके राजालोगोंसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता ]। गोसाईजी कहते 
हैं, शुद्ध चित्तसे भरलीमाँति हिसाब छगाकर देख लिया कि 
खार्थके लिये धन देनेवाले देवता तो बहुत-से हैं । परन्तु जिन्होंने 
गीधको गुरु ( पिता ) के सम्रान माना और वानर-भाहुओंको 
मित्र समझा ऐसे समर्थ खामीके सभी गीत और कीति-कथाएँ 
पवित्र हैं | और जितने राजा हैं, वे सब तो ( अपने सेवकोंको ) 
अच्छी तरहसे जाँचकर, सूराव करके तौढकर तथा तपाकर 
लेते हैं#&; परन्तु है दशरथके राजकुमार ! निकम्मोंके प्रभु 
तो, बस आप ही हैं | 


केवल रामहीसे माँगो 
रीति महाराजकी, नेवाजिए जो मॉगनो, सो 
दोष-दुख-दारिद दरिद्र के-के छोड़िए । 
नाम्मु जाको कामतरु देत फल चारि, ताहि 
तुलसी” बिहाइ के बबूर-रेंड् गोड़िए ॥ 
जाये को नरेस, देस-देसको कलेसु करे, 
देहें तो प्रसंग हे बड़ी बड़ाई बोंडिए । 


# सोमेकों परखनेवारे ये सब क्रियाएँ करते हैं । 


१२१ उत्तरकाण्ड 


कृपा-पाथनाथ लोकनाथ-नाथ सीतानाथ 
तजि रघुनाथु हाथ ओर काहि ओड़िये ॥२५॥ 


महाराजकी यह रीति है कि जिस याचकको अपनाते हैं 
उसके दोष, दुःख और दरिद्वताको दरिद्व ( क्षीण ) करके छोड़ते 
हैं | जिनका नामरूप कल्पबृक्ष चारों फलों ( धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष ) का देनेवाल है, गोसाईंजी कहते हैं, उन्हें त्याग कर बबूल 
और रेंड कौन रोपे ? राजाओंसे याचना कौन करे ? और देश- 
विदेश घूमनेका कट कौन भोगे ? जो प्रसन्न होकर बहुत बढ़कर 
देंगे तो एक दमड़ीसे अधिक न देंगे, कृपाके समुद्र, छोकपार्लोंके 
खामी सीतानाथ श्रीरामचन्द्रजीकों छोड़कर और किसके आगे 
हाथ फेलाया जाय ? 


जाके बिलोकत लोकप होत, बिसोक लहैं सुरलोग सुठौरहि । 
सो कमला तजि चंचलता, करि कोटि कला रिश्नवे सुरमोरहि ।। 
ताको कहाइ, कहे तुलसी, तूँ लजाहि न मागत कूकुर-कौरहि । 
जानकी जीवनको जनु हे जरि जाउ सो जीह जो जाचत औरहि२६ 


जिसकी दृश्मात्रसे मनुष्य छोकपाल हो जाता है और 
देवतालोग छुन्दर शोकरहित स्थानको ग्राप्त कर छेते हैं, वह 
लक्ष्मी ( अपनी खाभाविक ) चन्वनलता त्याग कर करोड़ों उपायों- 
से विष्णुरूप श्रीरामचन्द्रजीको रिश्ञाती है; गोसाईजी कहते हैं 
कि तू उनका कहलाकर कुत्तेको दिया जानेवाल टुकड़ा ( तुच्छ 
भोग ) माँगनेमें छज्जित नहीं होता | जानकीजीवन ( श्रीरामचन्द्र- 
जी ) का सेबक होकर भी जो दूसरेसे माँगता है, उसकी जीभ 
जल जाय | 


कंवितावली १०२ 


जड पंच मिले जोहे देह करी, करनी लखु थी धरनीधरकी | 
जनकी, कहु, क्‍यों करिह न सँमार, जो सार करे सचराचरकी ॥ 
तुलसी ! कहु राम समान को आन है, सेवकि जासु रमा घरकी | 
गम गांते जाहे जगत्पतिकी, परवाह है ताहि कहा नरकी |२७| 
भा, उस घरणीबरकी लीला तो देबो, जिसने पाँच जड़ 
तत्तोंकी मिलाकर यह देह बनायी है | इस प्रकार जो चराचरवी 
समारल करता है, कहो भछा, अपने भक्तोंकी सँभाल वह क्‍यों 
न करेगा । गोसाईजी अपनेसे ही कहते हैं--हे तुलसीदास ! 
बतलछाओ तो, रामके समान दूसरा कौन है, जिसके घरकी किंकरी 
लक्ष्मी हैं; इस संसारमें जिसे उस जगत्पतिका ही भरोसा है, 
वह मनुष्यकी क्या परवा करेगा ? 


जंगजाचिअ कोउ न,जाचिअ जों, जियँ जाचिअ जानकी जान हि रे। 
जैहि जाचत जाचकता जरि जाइ, जो जारति जोर जहानहि रे ॥ 
गति देखु विचारि बिभीषनकी, अरु आनु हिएँ हनुभानहि रे | 
तुलसी ! भजु दारिद-दोष-दवानल, संकट-कोटि-कृपानहि रे २८ 


संघारमें किसीसे ( कुछ ) माँगना नहीं चाहिये | यदि 
माँगना ही हो तो जानकीनाथ ( श्रीरामचन्द्र जी ) से मनहींमें 
माँगो, जिनसे माँगते ही याचकता ( दरिद्रता, कामना ) जल 
जाती है जो बरब्रस जगत्‌को जछा रही है | विभीषणकी दशाका 
विचार करके देवों और हनुमानूजीका भी स्मरण करो । गोसाई 
जी कहते हैं कि हे तुलसीदास ! दख्ितारूपी दोषको जलानेके 
लिये दात्नानठके समान और करोड़ों संकरोंको काय्नेके लिये 
कृपाणरूप श्रीरामचन्द्रजीकों भजो | 


१२३ जत्तरकाण्ड 
उद्घोधन 
सुनु कान दिए, नित नेम्रु लिएँ रघुनाथहिके गुनगाथहि रे । 
सुखमंदिर सुंदर रूपु सदा उर आनि घरें पनु-भाथहि रे ॥ 
रसना निसि-बासर सादर सों तुलसी ! जपु जानकीनाथहि रे । 
करु संग सुसील सुसंतन सों, तजि कूर, कुपंथ, कुसाथहि रे ।२९॥। 
हे तुल्सीदास ! नित्य नियमपूर्वक कान ( ध्यान ) देकर 
श्रीरघुनाथजीकी गुणगाथा श्रवण करो | सुखके स्थान, धनुष और 
तरकस धारण किये हुए ( श्रीरामचनद्धजीके ) सुन्दर खरूपका 
ही सदा स्मरण करो और जिह्बासे रात-दिन आदरपूर्वक श्रीजानकी- 
नाथका ही नाम जपो । झुशीरू और संत पुरुषोंका सन्न करो, 
एवं कपर्टा पुरुष, कुपंथ और कुसन्कको त्याग दो | 
सुत, दार, अगारु, सखा, परिवारु बिलोकु महा कुसमाजहि रे । 
सबकी ममता तजि के, समता सजि, संतसमाँ न ब्रिजहि रे | 
नरदेह कहा, करि देखु बिचारु, बिगारु गँवार न काजहि रे | 
जनि डोलहि लोल॒प कूकरु ज्यों, तुलसी भजु कोसठशजहि रे ३० 
पुत्र, कलत्र, घर, मित्र, परिवार--इन सव्रकों महकुसमाज 
समझी; सबकी ममता त्याग कर, समता घारणकर संतोंकी समामें 
नहीं विराजता £ यह नरदेह क्‍या है, जरा विचारकर देखो | 
तुल्सीदासजी ( अपने ही लिये ) कहते हैं-अरे गँतार ! कामको 
न बिगाइ | छालची कुत्तेकी तरह (इधर-उधर ) न भठक, 
कोसलराज ( श्रीरामचन्द्र ) का भजन कर । 
बिषया परनारि निसा-तरुनाई सो पाइ परयो अलुरागहिं रे । 
जमके पहरू दुख, रोग, बियोग बिलोकत हू न बिरागहि रे ॥ 


कवितावली १२४ 


ममता बस तें सब भूलि गयो भयो मोरू, महा भय, मागहि रे । 
जरठाइ-दिसों, रबिकालु उग्यो, अजहूँ जड़ डीव ! न कागहि रे ३१ 

तरुणाईरूपी निशा पाकर तू विषयरूपी परख्वीकी प्रीतिमें 
फैंस गया है । यमराजके पहरेदार दुःख, रोग और वियोगको 
देखकर भी तुझे बेराग्य नहीं होता | ममतावश तू सब भूल गया | 
अब भोर हो गया है, इस महान्‌ भयसे भाग जा | बुढ़ापारूपी 
( पूव ) दिशामें काछ (मृत्यु ) रूप सूयंका उदय हो गया | 
अरे जड़ जीव ! तू अब भी नहीं जागता । 


जनम्यो जेहिं जोनि, अनेक क्रिया सुख छागि करीं, न परें बरनी । 
जननी-जनकादि हितू भये भूरि, बहोरि भई उरकी जरनी | 
तुलसी ! अब रामको दासु कहाइ, हिएँ धरु चातककी धरनी | 
करि हंसको बेब बड़ो सबसों, तजि दे बक-बायसकी करनी ।३२। 

तूने जिस योनिमें जन्म लिया, उसीमें सुखके लिये अनेकों 
कर्म किये, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता । माता, पिता 
इत्यादि तेरे अनेकों हितैषी हुए और फिर उन्हींसे हृदयमें जलन 
होने लगी । गोसाईंजी ( अपने लिये ) कहते हैं कि अब रामका 
दास कहलाकर तो हृदयमें चातककी-सी टेक धारण कर [ अर्थात्‌ 
जेसे चातक मेधके सिवा और किसीसे याचना नहीं करता उसी 
प्रकार तू भी रामको छोड़कर और किसीके आगे हाथ न पसार ]। 
अब सबसे बड़ा हंसका बेष धारण करके तो बगुछठा और कौंओंकी- 
सी करनी छोड़ दे । 


भलि भारतभूमि, भें कुल जन्मु, समाजु सरीरु भलो लहि के | 
करषा तजि के परुषा, बरषा, हिम, मारुत, घाम सदा सहि के॥ 


!२० उत्तरकाण्ड 


जो भजे मगवालु सयान सोई, 'तुलसी' हठ चातकु ज्यों गहि के । 
नतु और सबै विषबीज बए, हर हाटक कामदुह्ा नहि के ॥३३॥ 

भारतवर्धकी पवित्र भूमि है, उत्तम ( आये ) कुछमें जन्म 
हुआ है, समाज और शरीर भी उत्तम मिला है। गोसाईजी 
कहते हैं---ऐसी अवस्थामें जो पुरुष क्रोध्रे और कठोर वचन 
त्याग कर वर्षा, जाड़ा, वायु और घामको सहन करते हुए चातक- 
के समान हठपूर्वक सर्वदा भगवान्‌को मजता है, वही चतुर है; 
अन्यथा और सब तो छझुवर्णके हलमें कामघेनुकों जोतकर ( केवल ) 
विष-बीज बोते हैं | 
सो सुकृती सुचिमंत सुसंत, सुजान सुसीलसिरोमनि स्वे। 
सुर-तीरथ तासु मनावत आवत, पावन होत हैं तातनु छे ॥ 
मुनगेहु सनेहको भाजनु सो, सब ही सों उठाई कहों झुज हे । 
सतिभायँ सदा छल छाडि सबै 'तुलसी' जो रहे रघुबीरको है ।३१४। 

तुल्सीदासजी कहते हैं---मैं दोनों भुजाएँ उठाकर सभीसे 
कद्वता ईूँ---जो ( पुरुष ) सब प्रकारके छछ छोड़कर सच्चे भावसे 
श्रीघुनाथर्जाका हो रहता हैँ, वहीं पृण्यात्मा, पवित्र, साधु, 
छुजान और छझुशीलशिरोमणि है; देवता और तीयथ उसके मनाते 
ही आ जाते हैं और उसके शरीरका स्पश कर खय॑ भी पवित्र हो 
जाते हैं तथा वह सभी प्रकारके गुणोंका आकर और सबका 
स्नेहभाजन हो जाता है । 

विनय 

सो जननी, सो पिता, सोह माई, सो भामिनि,सो सुतु, सो हितु मेरो 
सोह सगो, सो सखा, सोह सेवकु, सो शुरु, सो सुरु, साहेब, चेरो ॥। 
सो तुलसी” प्रिय प्रानसमान, कहाँ लों बनाह कहीं बहुतेरो । 


कवितावली -: १२ 
जो तजि देहको गेहको नेहु, सनेहसों रामको होइ सबेरो ॥।३५॥ 

गोसाइजी कहते हैं--जो पुरुष शरीर और घरकी ममता- 
को त्याग कर जल्दी-से-जल्दी स्नेहपूृत्ेक मगवान्‌ रामका हो 
जाता हैं, वही मेरी माता हैं, वही पिता है, वही भाड़ हैं, वहीं स्त्री 
है, वहीं पुत्र हैं और वही हितेषी है तथा वही मेरा सम्बन्धी, 
वही मित्र, वही सेकक, वहीं गुरु, वही देवता, वही खामी और 
वही सेवक (€ अर्थात्‌ वहीं सब कुछ ) है । अधिक कहाँतक 
बनाकर कहूँ, वह सुझे ग्राणोंके समान प्रिय है । 


राप्ठ हैं मातु, पिता, गुरु, बंधु, ओ संगी, सखा, सुतु, खामि, सनेही 
रामकी सौंह, भरोसो हे रामको, राम रँग्यो, रुचि राच्यों न केही ।॥। 
जीअत राष्, झुर्द पुनि रा्ु, सदा रघुनाथहि की गति जेही 
सोई जिऐ झंगमें तुलसी! नतु डोलत ओर म्ुए घरि देही ॥३६॥ 

श्रीरामचन्द्र ही मेरी माता हैं, वे ही पिता हैं तथा वे ही 
गुरु, बन्चु, साथी, सखा, पुत्र, प्रभु और प्रेमी हैं। श्रीरामचन्द्र- 
की शपथ है, मुझे तो रामका ही भरोसा है, में रामहीके रंगमें 
रँंगा हुआ हूँ, दूसरेमें रुचिपृवंक मेरा मन ही नहीं छगता । 
जिसे जीते हुए भी रामसे ही स्नेह है 
और जो मरनेपर भी रामहीमें मिल जाता है, इस प्रकार स्देव 
जिसे रामका ही भरोसा है, वही संसारमें जीता है, नहीं और 
सब तो मरे हुए ही देह घारण किये डोल्ते हैं । 


..... रामप्रेम ही सार है 
सियराम-सरूपु अगाध अनूप बिलोचन-मीननकों जल है । 
श्रुति रामकथा, सुख रामको नाम, हिएँ पुनि रामहिको थलु है ॥ 





१५७ उत्तरकाण्ड 


मति रामहि सों, गति रामहि सो, रति रामसों, रामहि को बल है | 
सबकी ने कहे, तुलसीके मतें इतनो ऊग जीवनको फल है ॥।३७॥ 
श्रीयूम और जानवीर्जका अनुपम सीन्दय नेतन्ररूपी मछलियों 
के लिये अगावब जल हैं । कानोंगे श्रीरमकी कथा, मुब॒से 
रामका नाम और हृदय रामजीका ही स्थान हैं | बुद्धि भी 
राममें छगी हुई है, रामहीतक गति हैं, रामहीसे प्रीति है और 
रामहीका बल हैं । और झरवकी बात तो नहीं कद्दता, परन्तु 
तुल्सदासके मतम तो जग्तू जीनेका फल यही है | 
दसरत्थक दानिांसरामात राम : पुरानआसडू सुन्धा जसु में । 
नर नाग सुरासर जाचक जा, तुमसों सनभावत पायों न के ।। 
तुलसी कर द्ोरि करे तिनती, जो कृपा करि दीनदयाल सुनें | 
जेंहि देह समेहु न रापरे सो असि देह घराह के जायें जिये ।।३८॥ 
हे दशरथर्जाके पुत्र दानियोंमें श्रष्ठ श्रीगमचन्द्रजी ! मेंने आपका 
पुरागोम प्रसिद्ध यश छुवा है | नर, नाग, छुर तथा असुरोंमें जितने 
भी आपके याचक बने, उनमेसे किसने आपसे अपना मनोवाड्छित 
, पदार्थ नहीं पाया ? यदि दीनवस्सछ प्रभु राम कृपा करके सुनें तो 
तुल्सीदास हाथ जोड़कर विनय करता है कि जिस देहसे आपके 
प्रति स्मेह ने हो ऐसा देंह घारण कर जीवित रहना व्यथ है | 


झूठो है, झठो है, झठो सदा जगु, संत कहंत, जे अंतु लहा है । 
ताको सहे सठ ! संकट कोटिक, काढृत दंत, करंत हहा है ॥। 
जानपनीको गुगालु बड़ों, तुलसीके बिचार गँवार महा है| 
जानकीदीवनु जान न जास्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है ३९ 


कविताचली १२८ 


तुल्सीदासंजी अपने लिये कंहते हैं कि अरे दुष्ट | जिने 
संतोंने इस संसारकी थाह पा छी हैं, वे कहते हैं कि संसार झूठा है, 
झूठा है. झूठा है; परन्तु त्‌ उसीके लिये करोड़ों संकट सहता है 
और दाँत निकालकर हाय-हाय करता है । तुझे अपने ज्ञानीपनेका 
बड़ा अभिमान हैं, परन्तु तुल्सीके विचारसे तो तू महागँवार है । 
यदि तूने ज्ञानके द्वारा जानकीजीवन (८ श्रीरामचन्द्रजी ) को नहीं 
जाना तो वूने ज्ञानी कहलाते हुए भी € बस्तुतः ) क्‍या जाना ! 
[ अर्थात्‌ कुछ मी नहीं जाना । ] 
तिन्‍्ह तें खर, खकर, खान भले, जड़ता बस ते न कहें कछ वे। 
तुलसी' जेहि रामसों नेहु नहीं, सो सही पसु पूँछ, बिषान न हे ॥ 
जननी कत भार मुई दस मास, मई किन बाँझ, गई किन च्वे। 
जरि जाउ सो जीवनु, जानकीनाथ ! जिये जगमें तुम्हरो बिल है ॥ 

गोसाइजी कहते हैं कि जिन्हें श्रीरामजीसे स्नेह नहीं है, वे 
सचमुच पश्ु ही हैं, उनके केवछ एक पूँछ और दो सींगोंकी कसर 
है । उनसे तो गधे ओर सूअर भी अच्छे हैं, क्‍योंकि वे बेचारे कुछ 
जड़ होनेके कारण कहते तो नहीं । उनकी माँ दस महीनेतक 
उनके भारसे क्‍यों मरी ? बाँझ क्यों नहीं हो गयी ? अथवा उसका 
गर्म ही क्यों नहीं गिर गया ? हे जानकीनाथ ! जो पुरुष संसारमें 
तुम्हाश हुए बिना जीता है उसका जीवन जल जाय 

( जला देनेके योग्य है ) । 


गज-बाजि-घटा, भले भूरि भठा, बनिता, सुत मौंह तकें सब वे । 
धरनी, धनु, धाम सरीरु मलो, सुरलोकहु चाहि हे सुखु स्वे ॥ 
सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछ सपनो दिन दे । 
जरि जाउ सो जीवनु जानकीनाथ ! जिये जगमें तुम्हरो बिनु हे ४१ 


१००, उच्तरकाण्ड 


हाथी बोड़ोंके समृह-के-समूह हैं, अनेक अच्छे-अच्छे वीर हैं, 
त्ली-पुरुष सब मभौंहें ताकते रहते हैं; पृथ्वी, बन; घर; शरीर---सब 
कुछ अच्छे हैं; देवओेकसे भी यह सुख बढ़कर है, किन्तु गोसाईजी 
कहते हैं कि यह सब निरर्क्र और निःसार है; अपना कुछ नहीं 
है | सब दो दिनका खप्त हैं। दे जानकीदाथ ! जो संसारमें 
तुम्हारा हुए बिना जीता है, उसका जीवन जछ जाय । 
सुरराज-सो राज-समाजु, सम्द्धि बिरं लि, धनाधिप-सो पनु भो । 
प्रमानु-सो, पातकु-सो, जपु,सोझु सो, पूपजु-सो,भवभूषतु भो ॥ 
करि जोग, समीरन सा थे, समाधि के धीर बड़ी, बसहू मनु भो। 
सब ऊाय, सुमाये कर तुठसी, जो न जानकीओोवनको जलु भो ४२ 
इन्द्रके समान राजसामग्री हो गयी, ब्रह्माके समान ऐश्वय हो 
गया और कुबेर्के समान घन हो गया तथा बायुके समान 
( वेगबान्‌ ), अग्निके समान ४ तेजल्ी ), यमराजके समान 
दण्डघारी, चन्द्रमके समान शीतछ एवं आह्वादकारी और सूयके 
समान संसारको प्रकाशित करनेबाछ् और संसारका भूषण बन गया 
हो; वायुकी सावकर (६ प्राणायाम कर ) योग[भ्यास करता हुआ 
: समाविके द्वाए बड़ा घीर हो गया हो और मन भी बहमें 
हो गया हो, तो भी गोसाईंजी सच्चे भावसे कहते हैं--सदि 
जानकीनाथका सेवक न हुआ तो सब व्यथ है | 


काम-से रूप, प्रताप दिनेसु-से, सोमु-से सील,गनेसु-से मानें । 

हरिचंदु-से साँचे, बड़े बिधि-से,मधवा-से,महीप बिषे-सुख-साने | 

सुक-से मुनि, सारद-से बकता, चिरजीवन लोमस तें अधिकाने । 

ऐसे मंए तौ कहा 'तुलसी', जो पे राजिवलोचन राम्म न जाने। ४ ३। 
क्र० ९,--- 


काचतावली १३० 


यदि मनुष्यने कमछनयन भगवान्‌ श्रीरामको नह्हीं जाना तो 
वह रूपमें कामदेव-सा, ग्रतापमें सूय-सा, शीलमें चन्द्रमाके समान, 
मानमें गणेशके सद्श तथा हर्श्रिन्द्र-सा सच्चा, ब्रह्मा-जेसा महान, 
विषय-सुखमें आसक्त, इन्द्रके समान राजा, शुकदेव-मुनि-सा महात्मा, 
शारदाके सद्श वक्ता ओर लोमशसे भी अधिक चिरजीवी हो जाय 
तो भी. ऐसा होनेसे क्या छाभ हुआ ! 
झूमत द्वार अनेक मतंग जेंजीर-जरे, मद-अंबु चुचाते । 
तीखे तुरंग मनोगति-चंचल, पोनके गौनहु तें बढ़ि जाते ॥ 
भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। 
ऐसे भए तो कहा,तुलसी! जो पे जानकीनाथके रंग न राते॥४४॥ 
द्वारपर जंजीरोंसे जकड़े हुए तथा जिनके गण्डस्थलूसे मद चू 
रहा है, ऐसे अनेकों हाथी झूमते हों और मनके समान तीत्र 
वेगवाले चन्चल घोड़े हों, जो वायुकी गतिसे भी बढ़ जाते हों, 
घरमें चन्द्रमुखी ख्री देखती हो, बाहर बड़े-बड़े राजा खड़े हों, जो 
( बहुत अधिक ईहोनेके कारण ) भीतर न समा सकते हों- 
गोसाशजी कहते हैं कि यदि जानकीपति ( श्रीरामचन्द्र ) के रंगमें 
न रँगा तो ऐसा होनेपर भी क्‍या हुआ £ 
राज सुरेस पचासकको बिधिके करको जो पटो लिखि पाए । 
पूत सुपूत, पुनीत प्रिया, निज सुंदरतों रतिको मदु नाएँ॥ 
संपति-सिद्धि सबे 'तुलसी' मनकी मनसा चितवें चितु लाएँ | 
जानकीजीवनु जाने बिना जंग ऐसेउ जीव न जीव कहाए ॥।४५॥ 
.. पचासों इन्द्रके ( राज्यके ) समान राज्यका ब्रह्माजीके द्वाथका 
लिखा हुआ पद्दा मिछ गया हो, सपृूतत छड़के हों, पतित्रता बरी 
हो, जो अपनी छुन्दरतामें रतिके मदकों भी नीचा दिखानेवाली हो, 


१३१ उत्तरकाण्ड 
सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ और सिद्धियाँ उसके मनकी रुखको 
ध्यानपूर्वक देखती हुई खड़ी हों; किन्तु गोसाईंजी कहते हैं कि यदि 
जानकीनाथ ( श्रीरामचन्द्र ) को न जाना तो ऐसे जीव मी वास्तवमें 
जीव कहलेनेके योग्य नहीं हैं । 


कृसगात ललात जो रोटिनको, घरवात घरें खुरपा-खरिया । 
तिन्‍्ह सोनेके मेरुसे ढेर लहे, मनु तों न मरो, घरू पे भरिया ॥ 

लसी' हखु दनो दसा दुहुँ देखि, कियो मुखु दारिदको करिया । 
तजि आस भो दास रघृप्पतिको,दसरत्थको दानि दया-दरिया ४ ६ 


जिनका शरीर अत्यन्त दुबछा है, जो रोठीके छिये बिल- 
बिलाते फिरते हैं और जिनके धघरमें एक ख़ुरपा और धास बाँबनेकी 
जाली ही सारी पूँनी है, उन्हें यदि छुमेरु पवतके बराबर सोनेके 
ढेर भी मिल गये, तो इससे उनका घर तो भर गया, परन्तु मन 
नहीं भरा । गोसाईजी कहते हैं कि मैंने दोनों अवस्थाओंमे दूना 
दं:ख देखकर दरिद्रताका मुख काछठा कर दिया और सब आशा 
त्यागकर दशरथसुबन श्रीरामचन्द्रका दास हो गया; जो दयाके 
मानो दरिया हैं । 


को भरिंदे हरिकें रितएँ, रितवे पुनि को, हरि जो मरिंहे । 
उथपे तेहि को, जेहि राम्मु थपे, थपिहै तेहि को, हरि जों टरिहे ॥ 
तुलसी यहु जानि हिएँ अपनें सपनें नहि कालहु तें डरिंदे । 
कुमयोँ कछ हानि न औरन कीं, जो पे जानकीनाथु मया करिंदे ४७ 
जिसको भगवानने खाढी कर दिया उसे कौन भर सकता 
है और जिसको भगवान्‌ भर देंगे उसे कौन खाली कर सकता 
है। जिसे श्रीरामचन्द्रजी स्थापित कर देते हैं. उसे कौन उखाड़ 


कचितावली १३२ 


सकता है और जिसे वे उखाड़ंगे उसे कौन स्थापित कर सकता है | 
तुलसीदास अपने हृदयमें यह जानकर खप्तमें मी काल्से भी नहीं 
डरेगा । क्योंकि यदि जानकीनाथ श्रीरामचद्द कृपा करेंगे तो औरोंकी 
अक्वपासे कुछ भी ह्वानि नहीं होगी ! 
ब्याल कराल, महात्रिष, पात्रक, मत्तगयंदहु के रद तोरे । 
सॉसति संकि चली, डरपे हुते किकर, ते करनी मुख मोरे ॥ 
नेकु बिपाद नहीं प्रहलादहि कारन केहरिके बलहों रे | 
च क्र |... करें! खिटे पल रे हा बे. 
कानकी त्रास कर तुलसी जाप राखिहे राम्ु, तो मारिदे को रे ४८ 
विकरालछ सपे, भयंकर विष, अग्नि और मतदब्ाले हाथियोंके 
दाँतोंको मी तोड़ डाढा | कष्ट भी सशज्डित होकर भाग गया, जो 
सेवक ( राजासे ) डरते थे; उन्होंने भी ( आज्ञापालनरूप ) कतंव्यसे 
मुँह मोड़ लिया | तो भी ग्रह्मादको कुछ भी विषाद नहीं हुआ; 
क्योंकि वह नृसिह भगवानके बल्के आश्रित था | अतः: अब 
तुल्सीदास ही किसका भय करे | यदि रामजी रक्षा करेंगे तो उसे 
कौन मार सकता है । 


कृपों जिनकी कछ काजु नहीं,न अकाजु कछ जिनके मुखु मोरें । 
करें तिनकी परवाहि ते, जो बिनु पूँछ-बियान फिरें दिन दोरें ॥ 
तुलसी जेहिके रघुनाथु से नाथु, समर्थ सुसेवत रीझ्ञत थोरें । 
कहा मवभीर परी तेहि धों, बिचरे धरनीं तिनसों तिनु तोरें।४९॥ 
जिनकी कृपासे कुछ काम नहीं बनता और न जिनके मुख 
मोड़नेसे कुछ हानि ही होती है, उनकी परवा वह्दी लोग करेंगे जो 
बिना सींग-पूँछके होकर भी सबंदा दौड़े फिरते हैं [ अर्थात्‌ पश्चु 
न द्वोनेपर भी अपने वास्तविक रक्ष्करों' छोड़कर रात-दिन 


१३६ उच्तरकाण्ड 
पेटकी ही चिन्तामें छगे रहते हैं | | गोसाइजी कहते हैं कि जिसके 
श्रीरामचन्द्रके समान समर्थ खार्मा हैं, जो थोड़ी-सी सेवा करनेपर ही 
रीझ् जाते हैं, उसे संसतारकी क्‍या चिन्ता पड़ी है, वह तो ऐसे 
लोगोंसे सम्बन्ध तोड़कर प्रृर््वापर विचरता हैं । 
कानन, भूधर, बारि, बयारि, महाविषृ, व्याधि, दव्ा-अरि पेरें । 
संकट कोटि जहाँ 'तुलसी', सुत, मातु, पिता, हित, बंधु न नेरे॥ 
राखिहें रा कृपाल तहाँ, हनुमाजु से सेवक हैं जेहि केरे । 
नाक, रसातल, भूतलमें रघुनायकु एकु सहायकु मेरे ॥५०॥ 
बनमें, पत्र॑तपर, जठमें, आँ््में, महाविष खा लेनेपर, रोगमें, 
अग्नि और झत्रुसे घिर जानेपर तथा गोमाईजी कहते हैं, जहाँ 
करोड़ों संकट हों और माता-पिता, पुत्र, मित्र और भाई-बन्धु कोई 
समीप न हों, वहाँ भी दया भगवान्‌ राम, जिनके हनुमान ता-जैसे 
सेत्रक हैं, रक्षा करेंगे | आकाश, पाताछ और पृथ्वीमं एक 
श्रीरधुनाथजी ही मेरे सहायक हैं | 
जबे जमराज-रजायसतें मोहि लै चलिहैं भट बाँधि नटैयथा । 
तातु न मातु,न स्वामि-सखा, सुत-बंधु बिसाल बिपत्ति-बँंटेया || 
सॉसति घोर, पुकारत आरत कौन सुने, चहुँ ओर डटैया। 
एकु कृपाल तहाँ 'तुल्सी” दसरत्थको नंदनु बंदि-कटैया ॥५१॥ 
जब यमराजकी आज्ञसे मेरे गलेको बाँधकर यमदूत मुझे बे 
चलेंगे उस समय वहाँ न बाप, न माँ, न खामी, न मित्र, न पत्र 
और न भाई ही उस भारी विपत्तिको बाँटनेवाले होंगे | वहाँ घोर 
कष्ट सहना होगा | उस आत्त पुकारको छुनेग भी कौन ! चारों 
ओर डॉटनेवाले [ यमदूत ] ही होंगे । गोस्वामीजी कह्दते दें कि 


कवितावली १३४ 
वहाँ केवठ एक दयानिधान दशरथ-कुमार ही बन्धन काटनेवाले होंगे | 


जहाँ जमजातना, घोर नदी, भट कोटि जलच्चर दंत-टेैया | 
जहाँ धार भयंकर, वार न पार,न बोहितु नाव, न नीक खेवैया || 
'तुलसी” जहँ मातु-पिता न सखा,नहि कोउ कहूँ अवलंब-देपैया | 
तहाँ बिनु कारन राम कपाल बिसाल सजा गहि काढ़ि लेवैया ५२ 
जहाँ यमयातना देनेवाले करोड़ों यमदूत हैं, घोर वैतरणी नदी 
है, जिसमें दाँतोंकी धार तेज करनेवाले ( काटनेवाले ) जल्जन्तु हैं, 
जिसकी भयड्जर धारा है, और जिसका कोई वार-पार नहीं है, जिसमें 
न जहाज है, न नाव और न सुचतुर नाविक ही है; इसके सिवा 
जहाँ माता, पिता, सखा अथवा कोई अवलम्बन देनेवालय भी नहीं 
है, वहाँ श्रीगोसाईंजी कहते हैं, बिना ही कारण कृपा करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजी ही अपनी विशाल भुजासे पकड़कर निकाल 
लेनेवाले हैं | द 


जहाँ हित स्वामि, न संग सखा,बनिता,सुत,बंधु,न बापु, न मैया | 
काय-गिरा-मनके जनके अपराध सबे छलु छाड़ि छमेया। 
तुलसी! तेहि काल कृपाल बिना दूजो कोन है दारुन दुःख दमैया। 
जहाँ सब संकट, दु्घेट सोचु, तहाँ मेरो साहेबु राख रमेया ॥।५३॥ 

श्रीगोसाइजी कहते हैं कि जहाँ कोई हितैषी खामी नहीं 
है और न साथमें मित्र, सत््ी, पुत्र, भाई, बाप या माँ ही है वहाँ 
कपादु श्रीरामचन्द्रके बिना अपने जनके शरीर, मन और वचनद्वारा 
किये हुए समस्त अपराधोंको छछ छोड़कर क्षमा करनेवाढा तथा 
उस दारुण दुःखका नाश करनेवाढा दूसरा कौन हो सकता है :! 
जहाँ ऐसे-ऐसे सब प्रकारके संकट और दु्घट सोच हैं वहाँ मेरें 


१३७ उत्तरकाण्ड 


स्वामी जगतमें रमण करनेवाले श्रीरामचन्द्र ही मेरी रक्षा करते हैं। 
तापसको बरदायक देव, सबे पुनि बेरु बढ़ावत बाढ़ें । 
थोरेंहि कोपु, कृपा पुनि थोरेंहि, बेठि के जोरत, तोरत ठाढ़ें ॥ 
टोंकि-बजाह लखे गजराज, कहाँ छो कहों केहि सो रद काढ़ें | 
आरतके हित,नाथु अनाथके राम्मु सहाय सही दिन गाढ़ें ॥५४॥ 
देवतालोग तपस्वियोंकों वर देनेवाले हैं, किन्तु बढ़नेपर वे सब 
बैर बढ़ाते हैं | थोड़ेहीमें कोप और थोड़ेहीमें कृपा करते हैं । वे 
बैठकर प्रीति जोड़ते और खड़े होते ही उसे तोड़ देते हैं. ( अर्थात्‌ 
उनकी ग्रीति बहुत थोड़ी देर टिकनेवाली होती है ) | हम किस- 
किससे और कहाँतक दाँत निकालकर कहें ? गजराजने सबको 
ठोंक-बजाकर देख लिया, दुखियोंके मित्र, अना्थोेके नाथ तथा 
विपत्तिके दिनोंमें सच्चे सहायक श्रीरामचन्द्र ही हैं । 
जप, जोग, विराग, महामख-साधन, दान, दया, दम कोटि करे । 
मुनि-सिद्ध, सुरेसु, गनेस, महेसु-से सेवत जन्म अनेक मरें। 
निगमागम-म्यान, पुरान पढ़े, तपसानलमें जुगपुंज जरे। 
मनसों पनु रोपि कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे।॥ 
चाहे कोई जप, योग, वेराग्य बड़े-बड़े यज्ञानुष्ठान, दान, दया, 
इन्द्रिय-निग्रह आदि करोड़ों उपाय करे; मुनि, सिद्ध, सुरेश ( इन्द्र ), 
गणेश और महेश-जेंसे देवताओंका अनेकों जन्मतक सेवन करते- 
करते मर जाय, वेद-शाल्नरोंका ज्ञान ग्राप्त करे और पुराणोंका 
अध्ययन करे, अनेकों युगोंतक तपस्याकी अग्निमें जल्ता रहे; परन्तु 


तुलसी मनसे प्रण रोपकर कहता है कि श्रीरामचन्द्रके बिना कौन 
दुःख दूर कर सकता है ! 


कवितावली १३६ 


पातक-पीन, कुदारिद-दीन मलीन धरें कथरी-करवा है.। 
लोकु कहे, विधिहूँ न लिख्यो सपनेहूँ नहीं अपने बर बाहै।। 
रामको किंकरु सो तुलसी, सप्नझ्षेंहि मलो, कहिबो न रवा है | 
ऐसेकी ऐसो भयो कबहूँ न भजे बिनु बानरके चरवाहे || 
लोक [ मेरे विषयमें ] कहता था कि यह पापोंमें बढ़ा हुआ 
एवं कुत्सित दरिद्रिताकें कारण दीन है तथा मलिन कन्था और 
करा धारण किये है । विधाताने इसके भाग्यमें कुछ भी हीं 
लिखा तथा यह सपनेमें भी अपने बठपर नहीं चलता था | परन्तु 
आज वहीं तुल्सी श्रीरामचन्द्रजीका किंकर हो गया। इस बातको 
समझना ही अच्छा है, कहना उचित नहीं है । वह ऐसे ( दीन और 
पापी ) से ऐसा ( महामुनि ) बिना वानरोंके चरवाहे (श्रीरामचन्द्रजी) 
को भजे नहीं हुआ | 
मातु-पि्तों ऊग जाइ तज्यो, बिधिहूँ न लिखी कछु भाल भलाई । 
नीच, निरादरभाजन, कादर, कूकर-टूकन लागि ललाई॥ 
राम-सुभाउ सुन्यो तुलसी, पर्ुसों कह्यो बारक पेढ़ खलाई । 
स्वारथकों परमारथको रघुनाथु सो साहेबु, खोरि न लाई॥ 
माता-पिताने जिसको संसारमें जन्म देकर त्याग दिया, अल्माने 
भी जिसके साग्यमें कुछ भलाई नहीं लिखी, उस नीच, निरादरके 
पात्र कायर, कुक्कुरके मुँहके ठुकड़ेके लिये छछचानेवाले तुलसीदास- 
ने जब श्रीरामचन्द्रका स्वभाव सुना और एक बार पेट खाकर 
[ अपना सारा दुःख ] कहा तो प्रमु॒ रघुनाथजीने उसके स्वार्थ 
और परमार्थकों सुधारनेमें तनिक भी कोर-कसर- नहीं ज़ी । 


१३७ उच्तरकाण्ड 


पाप हरे, परिताप हरे, तनु पूजि भो हीतलू सीतलताई । 
हंसु कियो बकतें, वलि जाएँ, कहाँ लो कहीं करुना-अधिकाई ॥ 
काठ विलोकि कहें तुलसी, मनमें प्रशुकी परतीति अथाई | 
जन्यु जहाँ. तहँ रावरें सों निबहे भरि देह सनेह-सगाई ॥ 
. तुल्सीदासजी कहते हैं--हे श्रीराम ! आपने मेरे पाप नष्ट 
कर दिये, सारे सन्‍्ताप हर लिये, शरीर पूज्य बन गया । हृदयमें 
शीतछता आ गयी । और में आपकी बल्हारी जाता हूँ, आपने मुझे 
बगुले (दंभी ) से हंस ( वितरेकी ) बना दिया, आपकी कृपाकी 
अगिकताका कहाँतक वर्णन करूँ | अब समय देखकर तुछ्सी कहता 
है कि मेरे मनमें प्रभुका पूरा मरोसा है, अतः जहाँ कहीं भी मेरा 
जन्म हो वहाँ आपसे शरीर रहनेतक प्रेमके सम्बन्धका निवाह 
होता रहे । 
लोग कहैं, अरु होंहु कहों, जनु खोटो-खरो रघुनायकही को । 
रावरी राम ! बड़ी रूघुता, जसु मेरो भयों सुखदायक हीको ॥ 
के यह हानि सही, बलि जाडँ, कि मोह करो निज लायकदीको | 
आनि हिएँ हित जानि करो, ज्यों हों ध्यानु धरों धनु-सायकही को।॥ 
लोग कहते हैं और में भी कहता हूँ कि खोटा या खरा में 
श्रीरामचन्द्रजीहीका सेवक हूँ | है राम ! इससे आपकी तो बड़ी 
तौहीन हुई, परन्तु आपके सब्श खामीका सेवक होनेका जो यश 
मुझ प्राप्त हुआ वह मेरे हृदयकों तो छुख देनेवारा ही है। मैं 
बलिहारी जाऊँ, अब या तो आप इस 'हानिको सहिये अथवा मुझे ही 
अपनी सेवाके योग्य बना लीजिये | अपने हृदयमें विचारकर और 
मेरे छिये द्वितकारी जानकर ऐसा ही कीजिये जिससे मैं आपके 


कंवितावली १३८ 


धनुषधारी रूपका ही ध्यान कर सकूँ [ अर्थात्‌ आपको छोड़कर 
किसी और पदार्थंकी ओर मेरा चित्त ही न जाय ]। 


आपु हों आपुको नीकें के जानत, रावरों राम ! भरायो-गढ़ायो । 
कीरु ज्यों नाम्ु सटे तुलसी, सो कहे जगु जानकीनाथ पढ़ायो॥ 
सोई है खेद, जो बेदु कहै, न घटे जनु जो रघुबीर बढ़ायो। 
हों तो सदा खरको असवार, तिहारोइ नाप्ु गयंद चढ़ायो ॥ 

में खयं अपनेको अच्छी तरह जानता हूँ । हे राम ! मैं तो 
आपह्ीका रचा ओर बढ़ाया हुआ हूँ । यह तुलसीदास सुग्गेकी भाँति 
नाम रटता है, उसपर संसार यही कहता है कि यह पढ़ाया हुआ 
है | इसीका मुझे खेद है | किन्तु वेद कहता है कि जिस मनुष्यको 
रघुनाथजीने बढ़ा दिया वह कभी घट नहीं सकता । मैं सदासे गघे- 
पर ही चढ़नेवाछा ( अत्यन्त निन्दनीय आचरणोंवाछा ) था, आपके 
नामने ही मुझे हाथीपर चढ़ा दिया है € अर्थात्‌ इतना गौरव प्रदान 
किया है ) | 


छारतें सँवारि के पहारह तें भारी कियो, 

गारो भयो पंचमें पुनीत पच्छु पाइ के । 
हों तो जेसो तब तेसो अब अधमाई के के, 

पेटु भरों, राम ! रावरोई गुनु गाइके ॥। 
आपने निवाजेकी पे कीजे लाज, महाराज ! 

मेरी ओर हेरि के न बेठिए रिसाह के। 
पालि के कपाल ! ब्याल-बालको न मारिए, 

ओ काटिए न नाथ ! बिपहकों रूखु लाइ के।।६१॥ 


१३०, उत्तरकाण्ड. 


. . आपने मुन्न घूछके समान तुच्छ प्राणीको समाल्कर पहाड़से 
भी मारी ( गैखान्बरित ) बना दिया और आपका पवित्र पक्ष पाकर 
में पंचोंगे बड़ा हो गया | मैं तो अपनी अघमतामें जेसा पहले था 
वैसा ही अब भी हैँ | हे राम | बस, आपका ही शुण गाकर पेट 
पाल्ता हूँ | परन्तु है महाराज ! आप अपनी कृपाकी छाज रखिये 
और मेरी ओर देखकर क्रोध करके न बेठ जाइये | हे कृपालु ! 
सर्पके वाल्ककों भी पाल-पोषकर नहीं मारना चाहिये और न विषका 
वृक्ष भी छगाकर उसे काटना चाहिये | 


बेद न पुरान-गाजु, जानों न विग्यानु ग्यालु, 
ध्यान-धारना-समाधि-साधन-प्रवीनता | 
नाहिन विरागु, जोग, जाग भाग तुलसीकें, 
दया-दान-दूबरो हों, पापही की पीनता ॥ 
लोभ-मोह-काम-कोह-दोस-कोसु मोसो कोन ! 
कलिहूँ जो सीखि लई मेरिये मठीनता । 
एकु ही भरोसो राम ! रावरो कहावत हों, 
रावरे दयालु दीनबंधु ! मेरी दीनता |॥६२॥ 


मैं न तो बेद या पुराणोंका गान जानता हूँ और न विज्ञान 
अथवा ज्ञान ही जानता हूँ, ओर न मैं ध्यान, घारणा, समाधि आदि 
साधनोंमें प्रवीणता ही रखता हूँ | तुल्सीके भाग्यमें बेराग्य, योग 
और यज्ञादि नहीं हैं | मैं दया और दानमें दुबंल हूँ [ अर्थात्‌ दान 
और दयासे रहित हूँ | तथा पापमें पुष्ठ हूँ | मेरे समान छोम, मोह, 
काम और क्रोधरूप दोषोंका भण्डार कौन है ? कलियुगने भी मुझसे 
ही मलिनता सीखी है | हाँ, एक ही भरोसा मुझे है कि मैं आपका 


कथितावली १७० 


कहलाता हूँ। आप दीनोंके बन्चु और दयाढु हैं मेरी यह 
दीनता है | 
रावरो कहावों, गुनु गावों राम ! रावरोई, 
रोटी हे हों पावों राम ! रावरी हीं कानि हों | 
जानत जहानु, मन मेरेहूँ गुमानु बड़ो, 
मान्यो में न दूसरो, न मानत, नमानिहीों ॥ 
पॉँचकी ग्रतीति न भरोसो मोहि आपनोई, 
तुम्ह अपनायो हों तबे हीं परि जानिहीं | 
गढ़ि-गुड़ि,छोलि-छालि कुंदकी-सी माई बातें 
जसी मुख कहां, तेसी दीयँ जब आनिहों ॥६३॥ 
हे राम ! मैं आपका कहलाता हूँ और आपह,का गुण गाता 
हूँ और हे रघुनाथजी ) आपहीके लिहाजसे मुझे दो रोटियाँ भी मिल 
जाती हैं । संसार जानता है और मेरे मनमें भी बड़ा अभिमान है 
कि मैंने दूसरेको न माना, न मानता हूँ और न मारनूँगा । मुझे न 
पंचोंका ही विश्वास है और न अपना ही भरोसा है, मैं गढ़-गुढ़ 
और छीछ-छाठ्कर खरादपर चढ़ाई हुई-सी चिकनी-चुपड़ी बातें 
बनाता हूँ । बेसी ही जब हृदयमें भी ले आऊँगा तब समझूँगा कि 
आपने मुझे अपनाया है | 
बचन बिकारु, करतबठउ खुआर, मनु 
बिगत-बिचार, कलिमलको निधानु है। 
रामको कहाइ, नाम बेचि-बेचि खाइ, सेवा- 
संगति न जाइ, पाछिलेको उपखानु है ॥ 
: तेह तुलसीकों लोगु भलो-भलो कहै, ताको 


शैछर उच्तरकाण्ड 


दूसरो न हेतु, एकु नीकें के निदानु है । 
लाकरात बांदतव बिलांकअत हऊहा-तहा, 
खामीकें सनेहँ स्वानह को सनमानु है ॥६४॥ 
(जिसकी ) बो्लीमें विकार है, करनी भी बहुत बुरी है तथा 
मन भी विवेकशून्य और कल्िमिल्का भण्डार है । जो अ.रामचनद्- 
जीका कहलाकर नामको बेंच-बेंचकर खाता है और जेंसी कि पुरानी 
कहावत है, सेत्रा और सत्संगमें ग्रव्नत्त नहीं होता। उप्त तुल्सीको 
भी छोग भत्ता कहते हैं | इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल 
एक निश्चित हेतु है यह प्रसिद्ध छोकरीति और जहाँ-तहाँ देखनेपें 
भी आता हैं कि खामीका जहाँ-तहाँ स्नेह होनेपर उसके कुत्तेका 
भी सम्मान द्ोता है | 
नाम-विश्वास 
स्वारथकों साजु न समाजु परमारथको, 
मोसो दगाबाज दूसरो न जगजाल हे। 
के न आगयों, करों न करोंगो करतूति भली 
लिखी न बिरंचिहूँ मलाई भूलि भाल है ॥ 
रावरी सपथ, रामनामही की गति मेरें, 
इहाँ झूठो, झूठो सो तिलोक तिहूँ काल है । 
तुलसी को भलो पे तुम्हारें ही किएँ क्ृपाल, 
कीजे न बिलंबु, बलि, पानीमरी खाल है ॥६५॥ 
मेरे पास न तो कोई खाथसावनका ही सामान है और न 
परमार्थकी ही सामग्री है । विश्व ब्रह्माण्डमें मेरे समान कोई दूसरा 
दगाबाज़ भी नहीं दै | सुकम॑ तो न मैं करके आया हूँ, न करता 


कवितावली १७२ 


हूँ और न करूँगा ही ! ब्रह्माने भूलकर भी मेरे भाग्यमें माई नहीं 
लिखी | आपकी शपथ है, हे रामजी ! मुझको केवछ आपके नाम- 
हीकी गति है। जो यहाँ ( आपके सामने ) झूठा है वह् तो तीनों छोक 
और तीनों काल्में झूठा ही है। हे कृपालो ! तुल्सीकी भाई तो 
तुम्हारे ही किये होगी; बलिहारी जाऊँ, अब विलम्ब न कीजिये, 
क्योंकि मेरी दशा ठीक पानीसे भरी हुई खाठके समान है। अथात्‌ 
जे पानीमरी खाल बह्ृत जज्दों सड़ जाती है वैसे ही मेरे भी नष्ट 
होनेमें देरी नहीं है । 
रागको न साजु, न बिरागु,जोग, जाग जियें, 
काया नहि छाड़ि देत ठाटिबो कुठाटको । 
मनोराजु करत अकाजु भयो आजु लगि, 
कि हर करे) ' 
चाहे चारु चीर, प॑ लहे न टूकु ठाटकों ॥ 
भयो करतारु बड़े कूरको कृपालु, पायो 
नामप्रेमु-पारसु, हीं लालची बराठकों । 
'तुलसी' बनी है राम ! राबरें बनाएँ, ना तो 
धोबी-केसो कूकरु, न घरको, न घाटको ॥६६॥ 
मेरे पास न तो राग अथात्‌ सांसारिक सुख-भोगकी सामग्री 
है और न मेरे जीमें वेराग्य, योग या यज्ञ ही है; और यह शरीर 
कुचाल चलना नहीं छोड़ता । मनोराज्य ( वासनाएँ ) करते-करते 
आजतक हानि ही होती रही | यह चाहता तो अच्छे-अच्छे वल्ल 
है, परन्तु इसे मिलता ठाटका टुकड़ा भी नहीं | है जगत्कर्ता प्रभो ! 
आप इस अत्यन्त कुटिलूपर भी कृपालु हुए, मुझ्न कौड़ी ( तुच्छ 
भोगों ) के छाछ्चीने मगवन्नामका ग्रेमरूप पारस पाया । हे श्रीरामजी,! 
यह सब आपह्ीके बनाये बनी. है, नद्वीं तो धोबीके कुत्तेके समान 


१४३ उत्तरकाण्ड 


मैं न घरका था और न धाटका ही ( अथाव्‌ न मैं इस लोकको 
छुधार सकता था, न परलोकको )। 


ऊँचो मनु,ऊँची रुचि,भागु नीचो निपट ही, 
लोकरीति-लायक न, लंगर लबारु है। 
स्वारथु अगप्ु, परमारथकी कहा चडी, 
पेटकीं कठिन जगु जीवको जवारु है ॥ 
चाकरी न आकरी, न खेती, न बनिज-भीख, 
जानत न कूर कछु किसब कबारु है । 
तुलसीकी बाजी राखी रामहीकें नाम, नतु 
भेंट पितरन को न मूड़हू में बारु है ॥६७॥ 
इसका मन ऊँचा है तथा रुचि भी ऊँची है, परन्तु भाग्य 
इसका अत्यन्त खोगय है | यह लोक-यवहारके छायक भी नहीं है 
तथा बड़ा ही नटखट और गप्पी है । इसके लिये तो खाथ भी अगम 
है, परमार्थी तो बात ही कया है ! पेटकी कठिनाईके कारण इसे 
संसार जीका जंजाल हो रहा है| यह न तो कोई चाकरी ही 
करता है और न खान खोदनेका काम करता है; इसके न खेती 
है, न व्यापार है; न यह भीख माँगता है और न कोई अन्य प्रकार- 
का धंधा या पेशा ही जानता है। तुल्सीकी बाजी रामनामहीने 
रक्‍्खी है, अन्यथा इसके पास तो पितरोंको भेंट चढ़ानेके लिये 
सिरपर बाल भी नहीं है । 


अपत-उतार, अपकारको अगारु, जग 
जाकी छाह छुएं सहमत व्याध-बाधको.। 
पात॒क-पुहुमि पालिबेकी सहसाननु सो, 


कवितावली १७४ 


काननु कपठको, पयोधि अपराधको॥। 
तुलसी-से बामकी भो दाहिनो दयानिधानु, 
सुनत सिहात सब सिद्ध, साधु, साधको | 
रामनाम ललित ललामु कियो छाखनि को, 
बड़ो कूर कायर कपूत कोड़ी आधको ॥६८॥ 
यह नीच निलज्जोंकी न्योछावर और अपकारोंक्रा आगार है, 
जिसकी छायाक्रा स्पर्श होनेपर संसारमें व्याव और हिंसक जीव 
भी सहम जाते हैं | पापरूप प्रथ्वीकी रक्षा करनेके लिये यह 
शेषरजीके समान है तथा कपठका वन और अपराशोंका समुद्र है । 
तुल्सी-जै पे उल्टी प्रकृतिक्रे पुरुषक्रे लिये दयानिवान (€ श्रीरामचन्द्र- 
जी ) दाहिने हो गये---यह सुनकर सब सिद्ध, साधु और साधक- 
लोग सिहाते हैं । रामनामने बड़े कुटिछ, कायर, कुपूत और आधी 
कौड़ीके मनुष्यकों भी छाखोंका सुन्दर रत्न बना दिया । 


सब अँग हीन, सब साधन बिहीन, मन- 

बचन मलीन, हीन कुल-करतूति हों। 
बुधि-बल-हीन, भाव-भगति-बिहीन, हीन 

गुन, ग्यानहीन, हीन भाग हूँ, बिभूति हों ॥ 
तुलसी गरीब की गई-बहोर रामनापु, 

जाहि जपि जीहँ रामहू को बेठो धूति हों । 
प्रीति रामनामसों, प्रतीति रामनामकी, 

प्रसाद. रामनामकें पसारि पाय खतिहों ॥६९ 


१३५ उत्तरकाष्ड 

मैं ( योगके आठों ) थड्ढोंसे द्वीन हैँ, सब साथनोंसे रहित 
हूँ, मन-बचनसे मलिन हूँ तथा कुछ और कर्मेंमें मी बड़ा प्रतित 
हूँ | मैं बुद्धित॒लद्वीन, भाव और भक्तिमे रहित, गुगह्ीन, ज्ञानडीन 
तथा भाग्य और ऐश्र्यसे भी रहित हूँ | इस दीन तुलर्सदामकी 
हीन अवस्थाका उद्भार करनेवरात्य तो रामका नाम ही है जिसे 
जिहासे जपकर मैं रामनीको भी छल चुका हूँ। मुझे रामनामसे 
ही प्रीति है, रामनाममें ही विश्वास हैं और में रामनामके ही 
कपासे पैर पसारकर ( निश्चिन्त होऋर ) सखोता हूँ । 


मेरें जान जबतें हों जोव दे जनम्यो ऊुग, 
तबतें बेसाद्यों दाम लोह, कोह कामको । 
मन तिन्हीकी सेवा, तिन्‍्ही सों भाउ नीको, 
बचन बनाई कहों हों गुलामु रामको' ॥ 
नाथहूँ न अपनायो, लोक झूठी दे परी, पे 
प्रधुह॒तें प्रबल प्रतापु प्रभुनामको | 
आपनीं मलाईं भलो कीजे तो भलाई, न तो ( 
तुलसीकों खुऊैगों खडानों खोटे दामको ॥७०॥ 
मेरी समझसे जबसे मैं जगत जीव होकर जन्मा हूँ तबसे 
मुझे छोम, क्रीच ओर कामने दाम देकर मोल ले लिया है | 
( अतरव ) मनसे उन्हींकी सेवा होती है और उन्हींते गहरा प्रेम 
है; परन्तु बात बनाकर कहता हूँ कि मैं तो श्रीगमका गुलाम हूँ । 
हे नाथ | आपने भी ( अयोग्य समझकर ) नहीं अपनाया; किल्तु 
लोकमें झूठी प्रसिद्धि हो गयी ( कि मैं रामका ग़ुछाम हूँ )। 
परन्तु प्रभुसे भी प्रमुके नामका प्रताप अधिक प्रचग्ड है। ( अतः ) 
कृ० १००० 


कंवितावली है४६ 


अपनी भर्ाईसे यदि आप मेरां भला कर दें तो अच्छा ही है 
नहीं तो तुल्सीके कपठका खजाना खुलेगा ही । 


जोग न बिरागु,जप, जाग, तप, त्यागु,ब्रत, 
तीरथ न धम जानों, बेदबिधि किमि है । 
तुलसी-सो पोच न भयो है, नहि हेंहे क 
सोचें सब, याके अध केसे ग्रश्चु छमिहें । 
मेरें तो न डरु, रघुबीर ! सुनो, साँची कहों, 
खल अनखेंहें तुम्हें, सज्ञन न गमिहं । 
भरे सुकृतीके संग मोहि तुला तोलिए तो, 
नामकें प्रसाद भारु मेरी ओर नमिहे ॥७१॥ 
मैं न तो अष्छाइयोग जानता हूँ और न वेराग्य, जप, यज्ञ, 
तप, त्याग, ब्रत, तीर्थ अथवा धर्म ही जानता हूँ | मैं यह भी नहीं 
जानता कि वेदका विधान केसा है। तुल्सीके समान पामर न 
तो कोई हुआ है और न कहीं होगा | ( इसीलिये ) सभी सोचते 
हैं, न जाने, प्रभु इसके पापोंकोी केसे क्षमा करेंगे। किन्तु हे 
रघुनाथजी ! सुनिये, में ( आपसे ) सच कहता हूँ, मुझे कुछ भी 
डर नहीं है। ( यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे तो ) दुष्ट छोग तो 
अवश्य आपसे अग्रसन्न होंगे, किन्तु सजनोंको इससे कुछ भी दुःख 
नहीं होगा | यदि आप मुझे किसी बड़े पुण्यवानके साथ तराजू- 
पर तोलेंगे तो आप्के नामकी कृपासे मेरी ओरका पलछड़ा ही 
झुकता हुआ रहेगा | 


जातिके, सुजातिके, कुजातिके पेटागि बस 
खाए टूक सबके, बिदित बात दुनीं सो | 


१७७ 


मानस-बचन-कार्य किए पाप सतिमायें, 

रामको कहाइ दासु दगाबाज पुनी सो ॥ 
रामनामको प्रभाउ, पाउ, महिमा, प्रतापु, 

तुलसी-सोी जग मनिअत महामुनी-सो । 
अतिहीं अभागों, अनुरागत न रामपद, 

मूद़ ! एतो बड़ी अचिरिजु देखि-सुनी सो ॥७२॥ 
मैंने पेट्की आगके कारण ( अपनी ) जाति, छुजाति, कुजाति, 


तभीके ठुकड़े ( माँग-माँगकर ) खाये हैं--यह बात संसारमें 
( सबको ) विदित है; मन, वचन और कमंसे सच्चे भावसे अर्थात्‌ 
खाभाविक ही ( बहुत-से ) पाप किये और रामजीका दास कहलाकर 
भी दगाबाज़ ही बना रहा | अब रामनामका प्रभाव, पेठ, महिमा 
और प्रताप देखिये, जिसके कारण तुल्सी-जेसे ( दुष्ट ) को भी 
छोग महामुनि ( वाल्मीकि ) के समान मानते हैं | रे मूढ़ ! त्‌ 
बड़ा ही अक्षागा है; इतना बड़ा अचरज देख-सुनकर भी श्रीरामके 
चरणोंमें प्रीति नहीं करता । 


जायो कुछ मंगन, बधावनों बजायो, सुनि 

भयो परितापु पापु जननी-जनकको । 
बारेतें लठात-बिललात द्वार-दवार दीन, 

जानत हो चारि फल चारि ही चनकको ॥ 
तुलसी सो साहेब समर्थकों सुसेवकु है, 

सुनत सिहात सोचु विधिह्र गनकको । 
नाप्ठु राम ! रावरों सयानो किधों बावरो, 

जो करत गिरोतें गरु दुनतें तनकको ॥७३॥ 


कवितावली १४८ 


म्िक्षा मॉँगनेवाले ( ब्राह्मण ) कुलमें तो उत्पन्न हुआ, जिसके 
उपल्क्षमें बधावा बजाया गया । यह सुतकर माता-पिताको परिताप 
और कष्ट हुआ । फिर बालपनसे ही अत्यन्त दीन होनेके कारण 
द्वार-द्वरा लल्चांता और बिलबिठाता फिरा, चनेके चार दानोंको 
ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्षरूप चार फल समझता था | वही 
तुल्सी अब समर्थ खामी श्रीरामचन्द्रजीका सुसेवक है---यह झुनकर 
ब्रह्मा-जेसे गणक ( ज्योतिषी ) को भी चिन्ता और ईर्ष्या होती है । 
हे राम ! माद्धम नहीं, आपका नाम चतुर है या पागल जो तृणसे 
भी तुच्छ पुरुषको पर्वतसे भी भारी बना देता है । 


बेदहूँ पुरान कही, लोकहूँ बिलोकिअत, क्‍ 

रामनाम ही सों रीहें सकल भलाई हे । 
कासीहूँ मरत उपदेसत महेसु सोई, 

साधना अनेक चितई न चित लाई हैं॥ 
छाछीको ललात जे, ते रामनामक्के प्रसाद, 

खात खुनसात सोंधे दूधकी मलाई है । 
रामराज सुनिअत राजनीतिकी अवधि, 

नाम राम ! रावरों तो चामकी चलाई है ॥७४॥ 


बेद-पुराण भी कहते हैं और लोकमें भी देखा जाता है कि 
रामनामहीसे प्रेम करनेमें सब तरहकी मलाई है । कार्शामें मरनेपर 
महा[देवजी भी जीवोंको उसीका उपदेश करते हैं । उन्होंने अनेकों 
साधनोंकी ओर न दृष्टि दी है और न उन्हें चित्तह्में स्थान दिया 
है। जो छाछको लछलचाते थे वे रामनामके प्रसादसे छुगन्धित 
दूधकी मलाई खानेनें भी नाक-भों सिओोड़ते हें । श्रीरामचन्द्र जीके 


१७९, उच्तरकाण्ड 
राज्यमें राजनीतिकी पराकाष्ठा छुनी जाती है; किन्तु हे रामजी ! 


आपके नामने तो चमड़ेका सिक्का चछा दिया ( अर्थात्‌ अधमोंको 
भी उत्तम बना दिया ) | 


सोच-संकटनि सोचु संकट परत, जर 

जरत, प्रभाउ नाम ललित ललामको । 
बूड़िओं तरति, बिगरीओं सुधरति बात, 

होत देखि दाहिनो सुमाउ बिधि बामको ॥ 
भागत अभागु, अनुरागत बिरागु, भागु, 

जागत आलसि तुलसीहू-से निकामको | 
भाई धारि फिरि के गोहारि हितकारी होति, 

आई मीचु मिटति जपत रामनामकों ॥७५॥ 


अति सुन्दर और श्रेष्ठ रामनामका ऐसा प्रभाव है कि उससे 
शोच और संकटोंकों शोच और संकट पड़ जाता है, ज्वर भी 
जलने लगते हैं, डूबी हुई ( नौका ) भी तर जाती है, बिगड़ी हुई 
बात भी सुधर जाती है, ऐसे पुरुषको देखकर वाम विधाताका 
खमाव भी अनुकूल हो जाता है, अभाग्य भाग जाता है, वैराग्य 
प्रेम करने छगता है और तुल्सी-से निक्रम्मे और आल्सीका भी 
भाग्य जाग जाता है । ( छटनेको आयी हुई छुटेरोंकी ) सेना भी 
उल्टे रक्षक और हितकारी बन जाती है तथा राम-नामका जप 
करनेसे आयी हुई मृत्यु भी ठछ जाती है । 


अँधरो अधम जड़ जाजरो जरोँ जबलु 
-. सकरके. सावक ढकों ढकेल्यों मगमें। 


कवितावली १९९७ 


गिरो हियें हहारि 'हराम हो, हराम हन्यो/, 
हाय ! हाय ! करत परीगो कालफगमे ॥ 
तुलसी” बिसोक द्वे त्रिलोकपतिलोक गयो 
नामके प्रताप, बात बिदित है जगमें । 
सोई रामनामु जो सनेहसों जपत जनु, 
ताकी महिमा क्‍यों कही है जाति अगमें ॥७६॥ 
एक सूअरके बच्चेने किसी अधम, अंधे, मूल और बुढ़ापेसे 
जजेर यवनको राहमें धक्का देकर ढकेल दिया | इससे वह गिर 
गया और ह्ृदयमें भयभीत होकर «अरे ! हरामने मार डाला, 
हरामने मार डाछ इस प्रकार हाय-हाय करते-करते कालके फंदेमे 
पड़ गया अर्थात्‌ मर गया । गोसाइईंजी कहते हैं कि वह यवन 
नामके प्रतापसे सब ग्रकारके शोकोंसे छूटकर त्रिकोक्ीनाथ भगवान्‌ 
रामके घामको चढछा गया, यह बात जगतमें प्रसिद्ध है | उसी 
रामनामको जो मनुष्य प्रेमपृतंक जपता है, उसकी अगाधघ महिमा 
कैसे कही जा सकती है । 
जाप की न तप-खपु कियो, न तमाइ जोग, 
जाग न बिराग, त्याग, तीरथ न तनकी | 
भाईको भरोसो न खरो-सो बेरु बरीहू सों, 
बलु अपनो न, हितू जननी न जनको ॥ 
लोकको न डरु, परलोकको न सोचु, देव- 
सेवा न सहाय, गब्ं धामको न धनको । 
रामही के नामतें जो होइ सोह नीको छागे, 
ऐसोई सुभाउ कछु तुलसीके मनको ॥७७॥ 


१७५१ उच्तरकाण्ड 


मैंने न तो जप किया, न तपस्याका क्लेश सहा और न मुझे 
योग, यज्ञ, वेराग्य, त्याग अथवा तीर्थकी ही इच्छा है । मुझे माईका 
भी भरोसा नहीं है, और न वेरीसे भी जरा-सी शत्रुता है। मुझे 
अपना बल नहीं है और माता-पिता भी अपने हितेषी नहीं हैं, 
परन्तु मुझे न तो इस छोकका डर है और न परछोकका ही सोच 
है । देवसेवाका भी मुझे बल नहीं है और न मुझे धन-घामका ही 
गे है | तुलठ्सीके मनका कुछ इसी तरहका खभाव है कि भगवान्‌ 
रामके नामसे ही जो कुछ होगा वही उसे अच्छा लगता है | 


ईसु न, गनेसु न, दिनेस न, धनेस न, 
सुरेस, सुर, गोरि, गिरापति नहि जपने । 
तुम्हरेह नामको भरोसो भव तरिबिको, 
बेठें-उठें 'जागत-बागत, सोएँ, सपने ॥ 
तुलसी है बावरो सो रावरोई, रावरी सौं, 
रावरेझ जानि जिये कीजिए जु अपने । 
जानकीरमन मेरे ! रावरें बदनु फेरे, 
ठाउँ न समाउँं कहाँ, सकल निरफपने ।।७८॥ 
मुझे शिव, गगेश, सूर्य, कुबेर, इन्द्रांदि देवता, गौरी अथवा 
ब्रह्माको नहीं जपना है | संसारसे तरनेके लिये उठते-बेठते, जागते- 
घूमते, सोजे एवं खप्त देखते---बस, आपके नामका ही भरोसा है। 
तुलसी यद्यपि बाब॒छा है, परन्तु आपकी सौगंध, है आपका ही । 
इस बातकों अपने चित्तमें जानकर आप भी उसे अपना लीजिये | 
हे मेरे जानकीनाथ ! आपके मुख फेर लेनेपर मेरे लिये कहीं दौर 
ढ़िकाना नहीं रहेगा, मैं कहाँ रहूँगा ः सभी बिराने हैं । 


कवितावली १५२ 


जाहिर ज्हानमें जमानो एक भाँति भयो, 

बंचिए बिवुधधेनु, गसभी बेसाहिए | 
ऐसेकऊ कराल कलिकालमें कृपाल ! तेरे 

नामके प्रताप न त्रिताप तन दाहिए ॥ 
तुलसी तिहारो मन-बचन-करम, तेंहि 

नातें नेह-नेम्रु निज ओरतें निबाहिए | 
रंकके नेवाज रघुराज ! राजा राजनिके, 
... उमरि दराज महाराज तेरी चाहिए ॥७९॥ 


यह जमाना संसारमें इस बातके लिये प्रसिद्ध हो गया है 
कि कामघेनुको बेंचरर गबी खरीदी जाने छगी | ऐसे भयंकर 
कलिकालमें भी, हे कृपालो ! आपके नाजके प्रतापते त्रिताप 
( देहिक, देपिक, मौतिक ) से शरर दग्व नहीं होता । गोसाई- 
जी कहते हैं, मन-बचन-कर्मसे मैं आयका € भक्त ) हूँ । इसी नाते 
आप अपनी ओरसे भी स्नेहके नियमको निभाइपे । हे रकोंपर 
पा करनेत्राले, राजाओंके राजा महाराज रघुनाथजी ! हमें तो 
आपकी उमर बड़ी चाहिये [ फिर कोई खटका नहीं है ]। 


सखारथ सयानप, प्रपंचु, परमारथ 
...._ कहायो राम [ रापरो हां, दानत जहान है। 
नामक प्रताप, बाप ! आजु लॉ निबाही न कें, 
रा आगेको गोसाईं ! खामी सबल सुद्ञन है ॥ 
- कढिकी कुचालि देखि दिन-दिन दनी, देव ! 
 पाहरूई चोर हेरि हिय हृदरान है। . 


१्ण्र३े लष्तरकाण्ड 


तुलसीकी, बलि, बार-बारहीं सँभार कीबी, 
ज्य्यपि कृपानिधानु सदा सावधान है ॥८०॥ 
मेरे खाथके कामोंमें चतुराई और परमार्थके कामोंमें पावण्ड 
भरा हुआ है । हे रामजी ! तो भी में आपका कहलाता हूँ और 
सारा संसार भी यही जानता है । है पिता ! आपने नामक्रे प्रतापसे 
आजतक भच्छी निभा दी और हे खामिन्‌ ! आगेके लिये भी 
प्रभु समर्थ और सर्वज्ञ हैं। हे देव ! कल्युगकी कुचालको दिन- 
दिन दूनी बढ़ती देवकर और पहरेदारको भी चोर देखकर मेरा 
हृदय दहल गया है | है कृपानिधान ! यद्यपि आप सदा ही 
सावधान हैं तथापि तुल्सी बलिद्ारी जाता है, आप इसकी बार- 
बार सँमाल करते रहियेगा ( ताकि इसके मनमें विकार न 
आने पावे ) | 


दिन-दिन दूनो देखि दारिदु, दुकाड, दुखु, 
दुरितु, दुराु सुख-सुकृत सकोच है। 
मार्गे पेंत पावत पचारि पातकी प्रचंड, 
कालकी करालता, भलेको होत पोच है ॥ 
आपने तों एक्र अवलंबु अंब डिंभ ज्यों, 
समर्थ सीतानाथ सब संकट बजिमोच है । 
तुलसीकी साहसी सराहिए क्पाल राम ! 
. न्ामकें भरोसें परिनामकों निस्तोच है ॥८१॥ 
दिनोंदिन दरिद्रता, दुष्काल ( दुर्मिक्ष ), दुःख, पाय और 
कुराज्यको दूना होता देखकर सुख और सुकृत संकुचित हो रहे 
हैं । समय ऐसा भयंकर आ गया है कि बड़े-बड़े पापी तो #- 


कवितावली १०७ 
डपटकर माँगनेसे अपना दाँत पा लेते हैं और भले आदमीका बुरा 
हो जाता है। जैसे बालकको एकमात्र माँका ही सहारा होता है 
वेसे ही अपने तो एकमात्र सहारा सर्वसंकटोंसे छुड़ानेवाले और 
समर्थ श्रीसीतानाथका द्वी है । हे क्ृपाद रामजी ! तुल्सीके 
साहसकी सराहना कीजिये कि वह ( आपके ) नामके मरोप्ते 
परिणामकी ओरसे निश्चिन्‍्त हो गया है । 


मोह-मद मात्यो, रात्यो कुमति-कुनारिसों, 
बिसारि बेद-लोक-लाज, आँकरो अचेतु है। 
भावे सो करत, मुहँ आज सो कहत, कछ 
काहूकी सहत नाहिं, सरकस हेतु है॥ 
तुलसी अधिक अधमाई हू अजामिलतें, 
ताहमें सहाय कलि कपटनिकेतु है। 
जेबेको अनेक टेक, एक टेक हेेबेकी, जो 
पेट-प्रिययूत हित रामनाम्ु लेतु है ॥८२॥ 


यह मोहरूपी मदसे उन्मत्त हो गया है, कुमतिरूपी कुछ्य 
स्रीमें रत है, छोक और वेदकी छुज्जाको त्याग कर बड़ा अचेत 
( बेपरवाह ) हो गया है | मनमानी करता है और मुँहमें जो आता 
है वही [ बिना विचारे ] कह डालता है और उद्ण्डताके कारण 
किसीकी कोई बात सहता नहीं | गोसाईजी कहते हैं कि इस 
प्रकार मुझमें अजामिल्से भी अधिक अबमता है; तिसपर भी 
कपटनिधान कलि मेरा सहायक है । बिगड़नेके तो अनेक मार्ग हैं 
परन्तु बननेका केवल एक रास्ता है; वह यह है कि यह पेटरूपी 
परुत्रंके लिये रामनाम लेता है [ माव यह हैं कि अधम अजामिद- 


१५९५ उत्तरकाण्ड 


ने पुत्रक.ं मिससे भगवान्‌का नाम लिया था। मैंने भी पेटरूपी 
पुत्रके लिये उसीका आश्रय लिया हैं |। 
कलिवणन 
जागिए न सोइए, बिगोइए जनम जाये, 
दुख, रोग रोइए, कलेसु कोह-कामको । 
राजा-रंक, रागी ओर बिरागी, भूरिभागी,ये 
अभागी जीव जरत, प्रभाउ कलि बामको ॥ 
तुलसी ! कबंध-केसो घाइबो,विचारु, अँध ! 
धंध देखिअत जग, सोचु परिनामको | 
सोइबो जो रामके सनेहकी समाधि-सुखु, 
जागिबो जो जीह जपे नीकें रामनामकों ।८३॥ 
( इस संसारमें )न तो हम जागते हैं, न सोते हैं; जीवतको 
व्यर्थ खो रहे हैं | दुःख और रोगके कारण रोते हैं और काम- 
क्रोधषका क्लेश ( मानसिक व्यथा ) सहते हैं। राजा-रंक, रागी- 
विरागी और महामाग्यवान्‌ तथा अमभागी, सभी जीव जल रहे 
हैं; कुटिल कलियुगका ऐसा हो प्रभाव है | गोसाइंजी अपने 
लिये कहते हैं कि अरे अंधे ! विचार कर, इस जगतमें जितने 
धंचे दिखायी देते हैं वे सब कबन्ध ( बिना सिखालें रुण्ड ) की 
दौड़के समान हैं, जिनका अन्त चिन्ता ही है। श्रीरामप्रेमर्की 
समाधिका जो सुख है वही सोना हैं और जिह्या भरलीमाँति 
रामनाम जपे--यही जागना है। 
बरन-धरमु गयो, आश्रम निवासु तज्यो, 
त्रासन चकित सो परावनो परो-्सो है । 


'कवितावली श्प््दे 


करम्ु, उपासना दुबासनों बिनास्यो ग्यानु, 
बचन-बिराग, बेष जगतु हरो-सो है ॥ 
गोरख जगायो जोगु, भगति भगायो लोगु, 
निगम-नियोगतें सो केलि ही छरो-सो है । 
कार्य-मन-बचन सुमायें तुलसी ! है जाहि 
रामनामकों भरोसो, ताहिको मरोसो है ॥८७॥ 
इस कुसमयमें वर्णचर्म चछा गया, ब्रह्मचर्यादे आश्रमोंने 
अपना स्थान छोड़ दिया। ( अधमंके ) त्राससे चक्तित होकर 
भग्गी-सी पड़ी हुई है । कर्म, उपासना और ज्ञानको कुबासना 
( विपयभोगकी ग्रत्रल इच्छा ) ने नष्ट कर दिया है | वचनमात्रके 
वेराग्य और वेषने जगत्‌को ठग-सा लिया है | गोरखने योग क्‍या 
जगाया, लोगोंको भक्तिसे विमुख कर दिया, और वेदकी आशज्ञाने 
खेलहीमें संसारकों ठग-सा लिया है | गोसाइजी कहते हैं कि 
जिसे शरीर, मन और वचनसे स्वाभाविक ही रामनामका भरोसा 
है उसीके सम्बन्धमें भरोसा होता है ( कि वह संसारसे तर 
जायगा )। द 


बेद-पुगन बिहाइ सुपंथु, कुमारग, कोटि कुचालि चली है। 
काल कराल, नृपाल कृपाल न, राजसमाजु बड़ोई छली है॥ 
बने-विभाग न आश्रमधर्म, दुनी दुख-दोष-दरिद्र दली हे। 
स्वारथको परमारथको कलि रामको नामप्रतापु बडी है ॥८५॥ 

बेद-पुराणरूप छुमागंको व्यागकर तरह-तरहकी कुचारलें 
और करोड़ों कुमार्ग चल गये हैं । समय बड़ा कठिन है, राजा 
दयारद्वित .हैं, राजसमाज ( मन्‍्त्री, कर्मचारी ) बड़ा ही छली है | 


१७७ डउत्तसकाण्व - 


वर्णविमाग नहीं रहा, न आश्रमधर्म ही रहा है और संसारको 
दुःख, दोष और दरिद्वताने दलित कर दिया है। ( ऐसे घोर ) 
कलिकालमें स्वाथ ओर परमाथके लिये रामनामका प्रताप ही 
बलवान है | 


न मिटे मवसंकट, द्घेट है तप, तीरथ जन्म अनेक अठो । 
कलिमें न बिरागु, न ग्यानु कहूँ, सबु लागत फोकट झूँठ-जटो ॥। 
नटु ज्यों जनि पेट-कुपेटक कोटिक चेटक-कोतुक-ठाट ठटो । 
तुलसी जो सदा सु घु चाहिअ तो, रसनों निसिवासर राघ्तु रटो८६ 

इस संसारका संकट मिठ नहीं सकता; क्योंकि तप तो 
कठिन हैं; और तीर्थोमें अनेक जन्मोंतक विचरते रहो, किन्तु 
कलियुगमें न कहीं वेराग्य है, न ज्ञान है; सब सारहीन और 
असत्यपूरित प्रतीत होता है | नठकी भाँति अपने पेठरूपी कुत्सित 
पेटरेसे करोड़ों इन्द्रजाठके कौतुकका ठाठ मत ठठो | गोसाइजी 
कहते हैं कि जो सदा सुब चाहते हो तो जिह्ासे रात-दिन राम- 
नाम रटते रहो । 


दु दुर्गम,दान,दया,मख,कम,सुधम, अधीन सबै धनको । 
तप,तीरथ,साधन,जोग,बिरागसों होइ,नहीं दृढ़ता तनको।। 
कलिकाल कराठमें राम कृपाल यहै अवलंबु बड़ो मनको। 
तुलसी सब संजम हीन सबे, एक नाम-अधारु सदा जनको॥८७॥ 
दम अर्थात्‌ इन्द्रियनिग्रह कठिन है | दान, दया, यज्ञ, कर्म 
और उत्तम धर्म सत्र धनक्रे अब्रीन हैं | तप, तीर्थ और योगसाधन 
बैराग्यसे होते हैं, किन्तु ( मनकी ) इढ़ता तनिक भी नहीं है । इस 
कराक, .कलिकालमें 'राम: कृपादु .हैं?-...यही मनके लिये बड़ा 


कंविवावर्ली १५८ 
अवल्म्बन है | गोसाईजी कहते हैं कि सब लोग सब प्रकारके 
संयमोंसे रहित हैं; भक्तोंको सदैव एक राम-नामका ही आधार है | 


पाइ सुदेह बिमोह-नदी-तरनी न लही,करनी न कछ की । 
रामकथा बरनी न बनाइ,सुनी न कथा प्रहलाद न ध्रकी ॥ 
अब जोर जरा जरि गातु गयो,मन मानि गलानि कुबानि न मूकी | 
नीकें के ठीक दई तुलसी, अवलंब बड़ी उर आखर दूकी ॥८८॥ 

( मनुष्यकी ) सुन्दर देह पाकर भी मोहरूपी नदीकों पार 
करनेके लिये ( मक्तिरूपी) नौका प्राप्त नहीं की और न कोई 
उत्तम करनी की । श्रीरामकथाकोीं भमलीभाँति नहीं गाया और न 
प्रहाद और घुव (-जेसे भक्तों ) की कथा सुनी। अब भरपूर 
बृद्धावस्थाके कारण शरीर जजर हो गया है, तथापि मनने ग्लानि 
मानकर अपनी कुटेव नहीं छोड़ी । इससे तुल्सीने अच्छी तरह 
विचारकर यह निश्चय कर लिया है कि 'राम” इन दो अक्षरोंका 
ही हृदयमें बड़ा अवरुम्ब है। 

राम-नाम-महिसा 


राप्तु बिहाइ मरा!” जपतें बिगरी सुधरी कबिकोकिलहू की । 
नामहि तें गजकी, गनिकाकी, अजामिलकी चलि गे चलचूकी ॥ 
नामगप्रताप बड़ें कुसमाज बजाइ रही पति पांड्बधूकी । 
ताको भलो अजहूँ 'तुलसी' जेहि प्रीति-प्रतीति है आखर दूकी ॥ 

सीधा रामनाम त्याग कर उल्ठा 'मराः 'मराः जपनेसे 
कविकोकिल ( श्रीवाल्मीकिनी ) की बिगड़ी खुघर गयी । राम- 
नामसे ही गजकी और गणिकाकी बन गयी और अजामिल्का 
घोखा भी चक गया । रामनामद्दीके प्रतापसे बड़े कुसमाजमें 


१७९ उच्चरकाण्ड 





अर्थात्‌ दुर्योधन॑की समामें द्रोपदीकी छाज डंकेकी चोट रह गयी । 
गोसाइजी कहते हैं कि जिसको “राम? इन दोनों अक्षरोंमें प्रीति 
ओर ग्रतीति हैं उसका अब भी भला ही है । 
नाम्मु अजामिल-से खल तारन, तारन बारन-बारबधूकों । 
नाम हरे ग्रहलाद-बिषाद, पिता-भय-सॉसति-सागरु स़को ॥ 
नामसों ग्रीति-प्रतीति-बिहीन गिल्‍यो कलिकाल कराल,न चूको | 
राखिहँ राम" सो जासु हिएँ तुलसी हुलसे बड़ आखर दूकों॥ 
रमनाम अजामिल-जैसे खलोंको भी तारनेवाला है, गज और 
वेश्याका भी निस्तार करनेवाला है । नामहीने प्रह्मादके विषादका 
नाश किया और उनके पिता ( हिरण्यकशिपु ) से होनेवाले भय 
और साँसतरूपी समुद्रको सुख दिया । रामनाममें जिसकी प्रीति 
और प्रतीति नहीं है, उसको कराल कलिकाल निगल जानेमें कमी 
नहीं चूका अर्थात्‌ निगल ह्वी गया । गोखामीजी कहते हैं कि 
जिसके हृदयमें /राः और “'मः---इन दो अक्षरोंका बल हुल्सता 
है, उसकी रक्षा श्रीरामजी करेंगे । 


जीव जहानमें जायो जहाँ, सो तहाँ 'तुलसी' तिहूँ दाह दहो है । 
दोसु न काहू, कियो अपनो, सपनेहूँ नहीं सुखलेसु लहो है।॥ 
रामके नामतें होउ सो होउ, न सोउ हिएँ, रसना हीं कहो है। 
कियो न कछू, करियो न कछ, कहिबो न कछ, मरिबोह रहो है ।। 

तुल्सीदासजी कहते हैं--संसारमें जीव जहाँ भी उत्पन्न 
होता है वहीं तीनों तापोंसे जलता रहता है । ( इसमें ) किसीका 
दोष नहीं है, (सब ) अपने ही कियेका फल है; इसीसे उसे 
खप्तमें भी लेशमात्र सुख नहीं मिलता । रामनामके प्रभावसे जो 


कवितावली १६० 


कुछ होना हो सो ( भले ही ) हो, किन्तु उस नामको भी मैं 
हृदयसे नहीं लेता, केवछ जिह्ासे ही कहता हूँ । इसके अतिरिक्त 
मैंने ( आजतक ) न तो कुछ किया है, न कुछ करना है और न 
कुछ कहना ही है । अब तो केवछ मरना ही बाकी है | 
जीजे न ठाउँ, न आपन गाउँ, सुरालयहू को न संबल भेरें। 
नाम रटो, जमबास क्‍यों जाउँ, को आइ सके जमकिंकरु नेरें॥ 
तुम्हरो सब भाँति,तुम्हारिअ सों,तुम्ह ही बलि हो मोको ठाहरु हेरे 
बेरख बाँह बसाइए पे तुलसी-घरु ब्याध-अजामिल खेरें॥ 
मेरे पास जीवित रहनेके लिये भी कोई ठिकाना नहीं है। न. 
तो कोई अपना गाँव है और न देवछोकमें जानेका ही कोई सामान 
है । मैंने रामनाम रठा है, इसलिये यमछोक भी कैसे जा सकता 
हँ---( ऐसी दशामें ) कौन यमदूत मेरे समीप आ सकता है । 
आपकी कसम, अब तो सब प्रकारसे मैं आपका ही हूँ, और 
बलिहारी जाऊँ, आपक्वीका मैंने आश्रय ढूँढ़ा है | अतः: अब आप 
अपनी भुजारूप पताकाके नीचे व्याघ और अजामिलके खेड़ेमें ही 
तुल्सीदासका भी घर बसा दीजिये । 
का कियो जोगु अजामिलजू, गनिकाँ कबहीं मति पेम पगाई । 
ब्याधकों साधुपनो कहिए, अपराध अगाघनि में ही जनाई॥ 
करुनाकरकी करुना करुना हित, नाम-सुहेत जो देत दगाई । 
काहेको खीश्िआ, रीश्लिअ पे, तु उसीहु सो है, बलि, सोइ सगाई॥ 
अजामिलने कोन-सा योग साथा था और ( पिड्ढल्य ) 
वेश्याने अपनी बुद्धिको कब प्रभुके ग्रेममें पागा था । मा, आप 
व्याधकी . ही साधुतां बतलाइये, वह तो अगाघ -अपराधोंमें ही 
दिखायी द्वेदी थीं।। करुणानिधान (श्रीराम ) की जो करुणा - है 


श६१ उत्तरकाण्ड 


बह तो करुणा करनेके ही लिये है [ अथांत्‌ वह तो अकारण द्वी 
सबपर रहती है, उसे ग्राप्त करनेके लिये किसी गुणकी आवश्यकता 
नहीं है ] | जो नामका सुन्दर निमिच्त लेकर आपको धोखा देता 
है, हे रघुनाथनी ! आप उससे रूठते क्‍यों हैं, कृपया प्रसन 
होशये | तुल्सीदासके साथ भी आपका वही सम्बन्ध है, वह आपपर 
बलिहारी जाता है । 


जे मद-मार-बिकार भरे, ते अचार-बिचार समीप न जाहीं । 
है अभिमानु तऊ मनमें, जलु भाषिदे दूसरे दीनन पाहीं १॥ 
जौं कछ बात बनाइ कहीं, तुलसी तुम्ह में, तुम्हह उर माहीं । 
जानकीजीवन ! जानत हों, हम हैं तुम्हरे, तुम्ह में, सकु नाहीं॥ 
जो पुरुष अभिमान और कामविकारसे भरे हैं वे आचार- 
विचारके पास भी नहीं फटकते । [ यह तुल्सीदास भी ऐसा ही 
है | तथापि इसके मनमें यह अमिमान है कि यह आपके सिवा 
किसी और दीन [ देवता या मनुष्य ] से याचना नहीं करेगा। 
तुल्सीदासजी कहते हैं---यदि मैं कोई बात बनाकर कढ्ता होऊँ 
तो मैं आपके अंदर हूँ और आप भी मेरे हृदयमें त्रिराजमान हैं 
[ इसलिये आपसे कोई दुराव नहीं हो सकता ] । है जानकी- 
जीवन ! आप यह जानते हैं कि हम आपके हैं और आपट्के 
अंदर रहते हैं --इसमें कोई सन्देह् नहीं । 
दानव-देव, अहीस-महीस, महाघ्र॒नि-तापस, सिद्ध-समाजी । 
जग जाचक, दानि दुतीय नहीं,तुम्ह ही सबकी सब राखत बाजो॥ 
एते बड़े तुलसीस ! तऊ सबरीके दिए बिनु भूख न भाजी । 


राम गरीबनेवाज ! भए हो गरीबनेवाज गरीब नेवाजो।।९५॥ 
कृ० र्‌ १० 


कवितावली श्द्र 


दानव-देवता, शेषादि सर्पोकि राजा तथा प्रथ्वीके राजा, 
महर्षि, तपश्ली और सिद्धशग--ये सब संसारमें माँगनेवाले ही हैं । 
आपके सिवा संसारमें कोई दूसरा दानी नहीं है; आप ही सबकी 
सारी बातें बनाते हैं | हे तुलसीश्चवर | आप इतने बड़े हैं, तो भी 
शबरीके दिये हुए € जूठे बेर ) बिना आपकी भूव नहीं भागी। 
हे दीनोंके प्रतिपाठ्क राम ! आप दीनोंकी रक्षा करके ही गरीब- 
निवाज हुए हैं ( अतः मेरी भी रक्षा कीजिये ) | 


किसबी, किसान-कुल, बनिक, भिखारी, भाट, 

चाकर, चपल नट, चोर, चार, चेटकी । 
पेटको पढ़त, शुन गढ़त, चढ़त गिरि, 

अटत गहन-गन अहन अखेटकी ॥ 
ऊँचे-नचे करम, धरम-अधरम करि, 

पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकी । 
'तुलसी” बुझाइ एक राम घनस्याम ही तें, 

'आगि बड़वागितें बड़ी है आगि पेटकी ॥९६॥ 


श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाठ; सेवक, चन्बल 
नट, चोर, दूत और बाजीगर, सब पेटर्हके लिये पढ़ते, अनेक 
उपाय रचते, पर्वतोंपर चढ़ते और म्गयाकी खोजमें दुर्ग 
बनोंमें विचरते हैं | संब्र छोग पेटहीके लिये ऊँचे-नीचे कर्म तथा 
धर्म-अधर्म करते हैं, यहाँतक कि अपने बेठा-बेटी तकको बेच देते हैं। 
तुल्सीदासजी कह्दते हैं---यहू पेठकी आग बडवाग्निसे भी बड़ी 
है; यह तो केवछ एक भगवान्‌ रामरूप व्याममेधके द्वारा बुझायी 
'जा सकती दे । 


१६३ उभ्तरकाण्ड 


खेती न किसानको, मिखारीको न भीख, बलि, 
बनिकको बनिज, न चाकरकों चाकरी | 
जीविका बिहीन लोग सीद्रमान सोच बस, 
कहें एक एकन सों 'कहाँ जाई, का करी ?! 
बेदहूँ पुरान कही, लोकहूँ बिलोकिअत, 
साँकरे सबे पे, राम ! रावरें कृपा करी । 
दारिद-दसानन दवाई दुनी, दीनवंधु ! 
दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी ॥९७॥ 
( तुल्सीदासत्री कहते हैं ) हे राम ! में आपकी बलि जाता 
हूँ, ( बर्तमान समयमें ) किसानोंकी खेती नहीं होती, मिवारीको 
भीख नहीं मिलती, बनियोंका व्यापार नहीं चछता और नौकरी 
करनेवाढोंको नौकरी नहीं मिछती । ( इस प्रकार ) जीविकामे हीन 
होनेके कारण सब छोग दुखी और शोकके वश होकर एक दूसरेसे 
कहते हैं कि “कहाँ जाये और क्या करें ? (कुछ सूझ नहीं पड़ता ।) 
वेद और पुराण भी कहते हैं तथा छोकमें भी देखा जाता है कि 
सझ्ूटमें तो आपह्ीने सबपर कृपा की है । हे दीनबन्धु |! दारिय- 
रूपी रावणने दुनियाको दबा लिया है, और पापरूपी ज्वालाको 
देखकर तुल्सीदास हा हा करता है [ अर्थात्‌ अत्यन्त कातर 
होकर आपसे सहायताके लिये प्रार्थना करता है ]। 


कुल-करतूति-भूति-की रति-सुरूप-गुन 
जाौबन जरत जुर, परे न कल कहीं । 
राजकाजु कुपथु, कुसाजु भोग रोग ही के, 
बेद-बुध बिद्या पाह विबस बलकहीं |। 


कथयितावली १६७ 


गति तुलसीसकी लखे न कोठ, जो करत 
पब्बयतें छार, छारे पब्बय पलक हीं । 
कासों की रोपु,दोष दी जे काहि,पाहि,राम! 
कियो कलिकाल कुलि खलल खलक हीं ॥९८॥ 
सब लोग कुछ, करनी, ऐश्वयं, यश, सुन्दर रूप, गुण और 
यौवनके ज्वरमें जल रहे हैं ( अर्थात्‌ नष्ट हो रहे हैं ); कहीं भी 
कल नहीं मिलता | इस रोगके लिये राजकाय कुपथ्य है और नाना 
प्रकारके भोग इस रोगको बढ़ानेवाली दूषित सामग्री है। और वेदके 
जाननेवाले विद्या पाकर विवश हो ग्रछाप करने लगते हैं | [ तात्पय 
यह कि कुछ इत्यादिके अभिमानसे तो जलते ही थे, अब राजकार्य- 
रूपी कुपथ्य और भोगरूपी कुसमाज तथा वेद, बुद्धि और विद्या 
पाकर उन्मत्त हो गये हैं, अतएव कुछ सूझता नहीं | इसी कारण ] 
तुलसीदासके खामी ( श्रीरामचन्द्र ) की गतिको कोई नहीं जानता, 
जो पलमात्रमें पंतको खाक और खाकको पवत कर देते हैं । 
( ऐसी स्थिति देखकर ) किसपर क्रोध किया जाय और किसको 
दोष दिया जाय । कलिकालने सारे संसारमें उपद्रव मचा दिया 
है; हे राम | रक्षा कीजिये । 


बबुर-बहेरेकी बनाइ बागु लाइयत, 
रुँघिबेको सोई सुरतरु काटियतु हे। 
गारी देत नीच हरिचंदह दधीचिह्द को, 
आपने चना चबाइ हाथ चाटियतु है ॥ 
आपु महापातकी, हँसत हरि-हरहू को, 
आपु है अमागी, भूरिमागी डाटियतु हे । 


श्दण उत्तरकाण्ड 


कलिको कंछुष मन मलिन किए महत, 
मसककी पॉँसुरीं पयोधि पाटियतु है ॥९९॥ 
( कलिके वशीमूत होकर छोग ऐसे द्वो गये हैं कि ) बबुर 
ओर बहेड़ेका बाग छगाकर उसकी बाड़ बनानेके लिये कल्पवृक्ष- 
को काटकर लाते हैं और ऐसे नीच हो गये हैं कि हरिश्वन्द्र और 
द्धीचिकरो भी गाली देते हैं [ जिन्होंने परोपकाराथ शरीक 
दान कर दिया था ] और अपने चने चत्राकर भी हाथ चाठते हैं 
[ कि कहीं कुछ छगा तो नहीं है, अर्थात्‌ परम दरिद्वी हैं |। 
अपने तो महापातकी हैं, परन्तु विध्णुमगवान्‌ और शिवजीतकको 
हँसते हैं; खय॑ भाग्यहीन हैं परन्तु बड़े-बड़े भाग्यत्रानोंकीं डाँट देते 
हैं | कलिके पापोंने सबके मनोंकों अत्यन्त मठ्नि कर दिया है 
परन्तु [ ऐसी अवस्थामें मी ये लोक-परछोक सखुवारना चाहते 
हैं ।) मानो मच्छरकी पसलियोंसे ( अपार ) सप्रुद्रको पाठना 
चाहते हैं | 


सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल । तुम्ह 

जाहि घालो चाहिए,कहो धो, राख ताहि को | 
हों तो दीन दूबरों, बिगारो-ढारो रावरो न, 

मेंह तेंहर ताहिको, सकल जगु जाहिको ॥ 
काम, कोहु लाइ के देखाइ्यत आँखि मोहि, 

एते मान अकसु कौबेकी आपु आहि को । 
साहेबु सुजान, जिन्ह स्वानहू को पच्छु कियो, 

रामबोला नाम, हों गुलाम रामसाहिको ॥|१००॥ 
है कराल कलिकाल महाराज | सुनो, जिसको तुम नष्ट 


कवितावली १देद 
करना चाहो उसकी रक्षा, भछ्, कौन कर सकता है | में तो दीन- 
दुबंल हूँ, और आपका कुछ भी बिगाड़ा-गिराया नहीं । मैं भी और 
तुम भी उसी (ईश्वर ) के हैं जिसका यह सारा संसार है| तुम 
जो काम-क्रोधको मेरे पीछे लगाकर मुझे आँखें दिखलाते हो सो 
तुम इतना विरोध करनेवाले कौन हो : मेरे खामी ( श्रीरामचन्द्रजी ) 
बड़े विज्ञ हैं अर्थात्‌ वे सब जानते हैं; उन्होंने श्वानका भी पक्ष 
किया था# । मैं तो रामशाहका गुढाम हूँ और रामबोला मेरा 
नाम है । [ फिर वे मेरा पक्ष क्‍यों न करेंगे ? ] क्‍ 
साँची कहो, कलिकाल कराल ! मैं दारो-बिगागे तिहारो कहा है । 
कामको, कोहको, ठोमको, मोहको मोहिसों आनि प्रपंचु रहा है ॥ 
हों 5गनायकु लायक आजु, पे मेरिओ टेव कुटेब महा है। 
जानकीनाथ बिना 'तुलसी' जग दूसरेसों करिहों न हहा है १०१ 
है कराल कलिकार ! सच कहो, मेंने तुम्हारा क्या ढाल 
या बिगाड़ा है ? कया यह काम, क्रोध, छोम और मोहका जाल 
रच मुझहीपर फेलाना था | तुम आज जगतके खामी और बड़े 


व्यक रवाना अड,कभका, 7 ऋतरमदपाइानाका) 





# एक दिन श्रीरामजीके राजदरबारमें एक कुत्ता आया ओर रोता 
हुआ कहने लगा--“महाराज ! तीथंसिद्धि नामक ब्राह्मणने बिना ही अपराध 
छाठीसे मेरा सिर फोड़ दिया; आप मेरा न्याय कर दीजिये |? भगवानने 
ब्राह्मणको बुछयया ओर उससे पूछा कि “तुमने निरपराध कुत्तेके सिरमें क्यों 
लाठी मारी ?? ब्राह्मणने कहां कि “में भीख मॉँगता फिरता था; इसे मैंने 
रास्तेसे हटाया; जब यह न हटा, तब मेंने छकड़ी मार दी ।? ब्राह्मणको 
अदण्डनीय समझकर भगवान्‌ विचार करने छगे | इतनेमें कुत्तेने कहा कि 
'भगवन्‌ ! आप इसे कालंजरका महंत बना दीजिये । में भी पूर्वजन्ममें 
एक महंत था'। भक्ष्याभक्ष्य खानेसे मुझे कुत्ता होना पड़ा; महंती बहुत बुरी 
है” कुत्तेके कदनेपर भगवानने उसे कार्ंजरका महंत बना दिया । 


रद उत्तरकॉणंड 





सामथ्यबानू हो । परन्तु हे देव ! मेरी भी यह बहुत बुरी आदत 
है कि जानकीनाथ ( श्रीराम ) के बिना किमी दूमरेके सामने 
हाहा नहीं खाता, यानी अपनी रक्षाके लिये प्रार्थना नहीं करता । 
भागीरथीजलु पान करों, अरु नाम है रामके लेत निते हों । 
मोको न लेनो, न देनो कछ, कलि ! भूलि न गबरी ओर चितेहों॥ 
जानि के जोरु करो, परिनाम तुम्हे पछितेहों, पे में न भितेहों । 
ब्राह्मन ज्यों उगिल्यो उरगारि,हीं त्यों हीं तिहारे हिएँ न हितैहों १ ०२ 
मैं गह्माजल पीता हूँ और नित्य रामके दो नाम लेता हूँ। 
है कलिकाल ! मुझे तुमसे कुछ भी लेना-देना ( सरोकार ) नहीं 
है और मैं मूलकर भी तुम्हारी ओर नहीं देखूँगा | यदि तुम 
जान बूझकर मेरे साथ जोर ( अत्याचार ) करोगे तो परिगामर्मे 
तुम्हीं पछताओगे, में नहीं डरूँगा। जिस तरह गरुइने ब्राह्मगको 
नहीं पचनेके कारण उगल दिया वैसे में भी तुम्हारे पेटमें नहीं 
पर्चूंगा# | 
राजमरालफे बालक पेड़ि के पाठव-छालत खूसरको । 
सुचि सुंदर सालि सकेडि, सोबारि के, बीज बटोरत ऊसरको ॥ 
गुन-ग्यान-गुमानु, भँभेरि बड़ी, कठुपठुमु काटत सूसरको । 
कलिकाल बिचारु अचार हरो, नहि हज कछ धमधूसरकों १ ०३ 
छोग राजहंसके बच्चेको ठेलकर उल्दके बच्चेका छालन- 
पालन करते हैं; सुन्दर और पवित्र घानकों बटठोर और जछाकर 
ऊसर भूमिक्रे छिये बीज बठोरते हैं । गुग और ज्ञानका बड़ा 


उनके पेटमें जलन पेंदा हुई । अन्तमं उन्हें उसे अपने पेटमेंसे निकाल देना 
पड़ा | 


कैविताचली १६८ 


अमिमान और सतकाता हैं; ( इसीलिये ) मूसर बनानेके लिये 


कल्पवृक्ष काटते हैं । कलिकालने त्रिचार और आचारको हर 


लिया हैं, इसीसे वुद्धिहीनोंको कुछ नहीं घञ्ञता | 


कीबे कहा, पढ़िवेको कहा फछ, वृश्लि न बेदको भेदु तिचारें । 

खारथकों, परमास्थकों कलि कामंद रामको नाप बिसारें ॥ 
2१ (९. के का 

बाद-विवाद विषादु बढ़ाइके, छाता पराई ओ आपनी जार । 


चंक, 


चारिहुको,छहुको,नवका दस-आठको पाठ कुकाठ ज्यों फार१ ०४ 


कया कर्तव्य है और पढ़नेका क्या फड है---यह समझकर 
वेदके भेदकों नहीं विचारते; [ वेदका सार-तत्व और ] कलियुग- 
में खार्थ एवं परमार्थक्रे एकमात्र कचयइक्ष रामनामको विसार 
दिया; ( ज्ञानामिमानवश व्यर्थके ) वाद-विवादसे विधादकों बढ़ाकर 
अपनी और दूसरोंकी छाती जलते हैं आर चारों वेद, छहों 
जाद्र, नवों व्याकरण और अठारहों पुराणोंको पढ़कर कुकाठको 
चीरनेके समान व्यर्थ गत्राँ देते हैं [ भात्र यह है कि उनका 
इन सब शाल्ोंको पढ़ता वैसा ही निष्फल होता है जेसा कुकाठ- 
को चरना | । 
आगम, बेद, पुरान बखानत मारग कोटिन, जाहिं न जाने | 
जे मुनि ते पुनि आपृद्दि आपुको ईसु कहावत सिद्ध सयाने ।। 

र आप न _ 2”. के 

धर्म सबे कलिकाल ग्रसे, जप, जाग, बिरासु ल जीव पराने । 
को करि सोचु मरे 'तुलसी', हम जानकी नाथके हाथ विकाने१०५ 
# नो व्याकरण निम्नलिखित आचार्येकि “75 अप्मण स््किथत आवक चलाये हुए और उन्देके हुए, और उ्हीकि 


नामसे प्रसिद्ध हैं--इन्द्र, चन्द्रमा, काशइृत्ल: शाकटायन) आपिशलि; 
जेनेन्द्र 
पाणिनि; अमर: » सरस्वतों । 


१६९ उच्तरकाण्ड 





वेद, शाख और पुराण करोड़ों मार्गोंका वर्णन करते हैं, परल्तु 
4 समझमें नहीं आते और जो झुनिलोंग हैं वे अपने आपको दी 
>द्वर, मिद्ध और चतुर कहलट्बाने हैं | जितने धर्म थे उन सबको 
कटियुग व्ल गया हैं तथा जप, योग और वेराग्यादि अपनी-अपनी 
जाद लेकर भाग गये हैं | गोसाईनी कहते हैं कि इनका सोच 
करके कौन मरें ! हम तो जानकानाथ श्रीरामचन्द्रके द्ाथ बिक 
गय हैं । 
घूत कहों, अवधूत कहों, रजपूतु कहो, जोलहा कहों कोऊ | 
काहकी बेटी सों,वेठा न व्याहव, काहकी जाति विगार न सोऊ॥। 
तुलसी सरनाम गुलापुद्दै रामको, जाकी रुच सो कहे कछु ओऊ ॥ 
माँगि हे. सत्रो,मसी तको सोइबो,ठवेको एक न देवे को दोऊ? ०६ 
चाहे कोई धूत कहें, अथवा परमहंस कहे, राजपूत कहे या 
जुलाह्य कहे, सुझ किसीर्कः बेर्टीसे तो बेटका ब्याह करना नहीं है; 
न मैं किसीसे सम्पर्त रखकर उसकी जाति ही विगाडूँगा । तुलसीदास 
तो श्रीरामचन्द्रका प्रसिद्ध मुछाम है, जिसको जो रुचे सो कहो । 
मुझकों तो माँगके खाना और मसजिद ( देवाल्य , में सोना हैं; 
न किसीसे एक लेना हैं, न दो देना है । 
भेरें जाति-पाँति न चहों काहकी जाति-पॉति, 
मेरे कोऊ कामकों न हों काहूके कामको । 
लोकु परलोकु रघुनाथही के हाथ सब, 
मारी है भरोसो तुलसीके एक नामकों॥ 
अति ही अयाने उपखानो नहि बूझें लोग, 
'साह ही को गोतु गोतु होत दे शुरामको । 


कवितावली १३० 


साथु के असाधु, के मलो के पोच, सोचु कहा, 
का काइके द्वार परों, जो हों सो हों रामको ॥१०७| 
मेरी को? जाति-पाँति नहीं है और न मे किनीकी जाति-पाँति 
चाहता हूँ । कोश मेरे कामका नहीं हैं और न मैं किमीक्षे कामका 
हूँ | मरा छोक-परछोक सब श्रीरामचन्द्रके हाथ हैं | तुल्सीको तो 
एकमात्र रामनामका ही बहुत बढ़ा भरोसा हैं | छोंग अत्यन्त गँवार 
हैं कहावत भी नहीं समझते कि जो गोत्र स्वार्मीका होता है वही 
सेत्रकका होता है | साथु हैँ अबव्रा अयाधु, भञ हूँ अथत्रा बुरा. इसकी 
मुझे कोई परवा नहीं है | मैं जेसा कुछ मी हूँ अश्रीरामचन्द्रका हूँ | 
क्या में क्रिमीके दरवाजेयर पड़ा हूँ ? 
कीऊ कहें, करत कुसाज, दगावाज बड़ो, 
कोऊ कहें, रामको गुलामु खरो खूब है। 
साथु जानें महासाधु, खल जाने महाखल, 
बानी झूठी-सोँची कोटि उठत हबूब है॥ 
चहत न काहूसों न कहत काहकी कह, 
सवकी सहत, उर अंतर न उल्ब है। 
तुलसीकी भलो पोच हाथ रघुनाथ ही के, 
रामकी भगति-भृमि मेरी मति दूब है ॥१०८॥ 
कोई कहता है कि ( यह तुलसी ) कुसाज अर्थात्‌ छछ, कपट 
आदि करता है, कोई कहता हैं कि यह बड़ा दगाबाज है और कोई 
कहता है कि यह श्रीरामचन्द्रका खूब सच्चा सेवक है । साधु मुझे 
परम साधु जानते हैं और दुष्ट महादुष्ट समझते हैं ।झूठी-सच्ची करोड़ों 
प्रकारकी ऋतोंकी छह्रें उठा करती हैं । में तो किसीसे कुछ चाहता 


रख उत्तरकाण्डे 


नहीं, न क्रिसीके विपयम कुछ कहता हैं; सत्॒की सहता हैँ, चित्तमे 
कोश घबराहट नहीं हैं| तुलमीका बुरा-भमला तो रघुनाथर्जाके हीं 

हाथ हैं; मरी बुद्धि रामनक्तिरूप भूमिने दृवके समान हैं, अर्थात्‌ मेरी 
ब॒द्धिका परम आश्रय रामनक्ति ही हैं | 


जागें जागी-जंगम, जती-जमाती ध्यान धरे, 
डरें उर भारी लोभ, मोह, कोह, कामके । 
जागें राजा राजकाज, सेवक-समाज, साज, 
सोर्चे सुनि समाचार बड़े बेरी बामके ॥ 
जागें बुध विद्या हित पंडित चकित चित, 
जागें लोभी लालच घरनि, धन, धामके । 
जागें मो्गी मोग हीं, वियोगी,रोगी सोगबस, 
सोवे सुख तुलसी भरोसे एक रामके ॥१०९॥ 
योगी. जंगम ( प्जाजक अथवा लिंगायत साधु ), संन्यासी 
और मण्डडी बनाकर रहनेवाले साधु इसलिये जागते हैं कि ( एक 
ओर तो वे परमेश्वरका ) ध्यान करते हैं और ( दूसरी ओर ) 
उनके मनमे काम, क्रोंच, मोह, छोमका बड़ा सारी डर बना रहता 
है | राजालओग राजकाज, सेत्रकमण्डल तथा अनेकों ग्रकारकी 
सामग्रीके पीछे जागते रहते हैं और बड़े-बड़े प्रतिकूल शत्नुओंके 
समाचारको सुनकर शोचप्रस्त रहते हैं | बुद्धिमान पण्डितत्रेग 


विदयाके लिये; ल्ेभी पुरुष पृथ्वी, घन और घरके छोममें जागते 
हैं; भोर्गी ल्ओेग भोगके लिये और वियोगी और रोगी छोग [ विरदद 


कवितावली १७३ 


एवं रोगके सनन्‍्तापके कारण जागते हैं | किन्तु तुछ्सादास तो एक 
रामजंके भरोसे सुख्यूवक सोता है | 


रामु मातु,पतु, व्ठु, सुजलु, शुरु, पूज्य,परमहित | 
साहेव, सखा, सहाय, नेह-नाते पुनीत चित ॥ 
देस, कोस, कुछ, कम, घम, धनु,धासु,धरनि,गति । 
जाति-पाँति सब भाँति लागि रामहि हमारि पति ॥ 
परमारथु, खारथ, सुजसु, सुलम रामतें सकल फल | 
कह तुलसिदासु, अब, झब-कबहूँ एक रामतें मोर मर ॥११०॥ 
हमारे माता, पिता, बन्धु, आत्मीय, गुरु, पूज्य और परम 
द्वितका॥ राम ही हैं | राम ही हमारे खामी, सखा और सद्दायक 
हैं तथा पतरित्र चित्तसे जितने ग्रमके सम्बन्ध हैं, सब राम ही हैं। 
हमारे देश, कोश, कुल, धर्म-कर्म, धन, घाम और गति भी राम 
है हैं | हमारे जाति-पाँति भी राम ही हैं और हमारी प्रतिष्ठा भी 
सब प्रकार श्रीरामहीके पीछे हैं | परमार्थ, खार्थ, घुयश, सब 
प्रकारके फल हमें रामहीसे सुल्म हैं | गोसाईजी कहते हैं कि अमी 
या जब्र कभी हो, मेरा मछा तो एक रामहीसे होगा । 
रामगुणगान 
महाराज, बलि जाउँ, राम ! सेवक-सुखदायक । 
महाराज, बलि जाउँ, राम ( सुंदर, सब लायक ।। 
महाराज, बलि जाएँ, राम ! सब संकट मोचन | 
मद्ाराज, बलि जाउँ, राम ! राजीवबिलोचन ॥| 


१७३ उच्च रकाण्ड 


बलि जाउें, राम ! करुनायतन, प्रनतपाल, पातकहरन । 
बलि जा, राम|कलि-सय-विकल तुलसिदास राखिअ सरन१ ११ 
हे महाराज ' हे सेवकसु वदायक राम ! में आपकी बलि जाता 
हैं | है महाराज ! हे सुन्दर और स्वसम्थ राम ! में आपकी 
बलि जाता हूँ । हे महाराज ' हे राम ! आप सत्र संकटोंसे छुड्ाने- 
वाले हैं| में आपकी बलि जाता हूँ | है कमछनयन महाराज 
राम ! में आपपर बच्छिरी हैं। आप करुणाके ध्राम, शरणागत- 
रक्षक और पापोंको दूर करनेवाले हैं | हे राम ! मैं आपकी बलि 
जाता हूँ, कलिकालके भयसे ब्याकुट तुलमीदासकों आप अपनी 
शरणमें र्िये । 


जय ताड़का-सुवाहु-मथन मारीच-मानहर ! 

मुनिमख-रच्छन-दच्छ, सिलातारन, करुनाकर ! 

नृपगन-बल-सद सहित संख्रु-कोदंड-विहंडन ! 

जय कुठारधरदपेदलन दिनकरकुलमंडन ।। 
जय जनकनगर-आनंदप्रद, सुखसागर, सुपमामवन ( 
कह तुलसिदासु,सुरमुकुटमनि,जय जय जय जानकिखन !१ १२ 

ताइका और छुबाहुका नाश करनेवाले, मारीचके मदको 
तोइनेवाले, विश्वामित्र मुनिके यज्ञकी रक्षाम दक्ष, शिलारूप अह्वल्या- 
को तारनेवाले, करुणार्की खानि, राजाओंके मदसहित शिवजीके 
घनुषको तोइनेवाले ! आपकी जय हो। कुठारवचर परशुरामके 
अमिमानको चूर्ण करनेवाले, सूर्यकुछभूषण भग्वान्‌ राम ! आपकी 
जय हो । जनकपुरीको आनन्द देनेवाले, परम सुखसागर, शोमाघाम 
श्रीरामचन्द्रजी | आपकी जय हो । तुल्सीदासजी कहते हैं कि 


देवताओंके मुकुठमणि, जानकीरमण श्रीग़मचन्द्रजीकी जय हो ' 
जय हो :! जय हो !:' 


जय जय॑त-जयकर, अनंत, सज्नजनरंजन ! 

जय बिराध-बध विट॒प,विवुध-सुनिगन-सय-भंजन ! 

जय निसिचरी-विरूप-करन रघुतंसविभूषन ! 

सुमट चतुदंस-सहस दलन त्रिसिरा-खर-दूपन।॥ 
जय दंडकबन-पावन-करन, तुलसिदास-संसय-समन ! 
जगविदित,जगतमनि, जयति जय जय जय जय जानकिरमन !॥ 

जयन्तकों जीतनेत्राल, अन्तरहित और साधुजनोंकों आनन्द 
देनेवाले रामजी ! आपकी जय हो । विराबके वचमें कुशल तथा 
देवता और मुनिगणोंका भय दूर करनेवाले प्रभु राम |! आपकी जय 
हो । राक्षसी ( शूर्पणखा ) को छूपरहित करनेवाले, रघुकुल्के 
भूषण ! आपकी जय हो | चोदह सहस्त वीरों और खर, दूषण, 
त्रिशिराका नाश करनेवाले | आपकी जय हो | दण्डकव्ननको पवित्र 
करनेवाले तथा तुल्सीदासक्रे संशयका नाश करनेवाले |! आपकी 
जय हो । संसारमें प्रध्यात तथा जगतके प्रकाशक जानकीरमण 
भगवान्‌ राम ' आपकी जय हो ! जय हो !! जय हो !!! 


जय मायाउ्गमथन, गीध-सबरी-उद्धारन ! 
जय कबंघसदन बिसाल तरूु ताल बिदारन ! 


दवन बालि बलसालि, थपन सुग्रीव, संतहित ! 
. कपि कराल मट मालु कटक पालन, कृपालचित ! 


रस जत्तरकाण्ड 


जय सिय-वियोग-दुख हेतु क्ृत-सेतुबंध-बारिधिदमन : 
दसमसीस विभाषन अमयग्रद ,+य जय जय जानकिरमसन|॥ ११ ४॥ 
मायामृगरूप मारीचकों मारनेबाले तथा जठायु और दाबरीका 
उद्धार करनेवाले भगवान्‌ राम ! आपको जय हो | कबन्धको 
मारनेवाल और बड़े-बड़े ताइके वृक्षोंक्ों विदीण करनेवाले प्रमु 
राम ' आपकी जय हो ' बत्सम्यन्न बालिका नाश करनेवाले, 
छु्नीवको राज्य देनेवाके तथा संतोंका द्वित करनेतरले , आउकी जय 
हो | मयानक भाद्ठ और बानर बरेंके कव्कशा पालन करनेत्रले 
दयाद्रचित्त रघुनाथजी ' आपकी जय हो | जञानकीजीके विशोगजनित 
दुःबके कारण समुद्रका दमत करके उसरर सेतु वाँवनेंताले रामजी . 
आपकी जय हो | तथा राबगसे विनापणकों अनय देनेवाले हे 
जानर्करमण ' आपकी जय हो ' जय हो '! जय हो ! 
रामप्रेमकी प्रधानता 
कनककुंघरु केंदारु, बीजु सुंदर सुरमनि बर | 
सींचि कामधुक घेनु सुधामय पय विसुद्धतर ॥ 
तीरथपति अंकुरसरूप जच्छेस रच्छ तेहि। 
मरकतमय साखा-सुपन्र, मंजरिय लच्छि जेंहि॥ 
कैवल्य सकल फल, कल्पतरु सुभ सुभाव सब सुख बरिस | 
रघुबंसमनि को कु... 
कट्ट तुलसिदास, !ता किहाइ तुअ कर सरिस॥ १ १५॥ 
छुमेझ पवत थाल्हा हो, छझुन्दर चिन्तामणि बीज हो, 


कामघेनुके अमृतमय अत्यन्त र॒ुद्ध दुः्खसे उसे सींचा जाय, उससे 
तीर्षराज प्रयाग अंकुररूपसे प्रकट हो, उसकी रक्षा खयं कुबेरजी 


कवितावली १७६ 


करें, उसकी मरकतमणिमय शाग्वा और पत्ते हों और मन्नरी साक्षात्‌ 
लक्ष्मीजी हों तथा सब प्रकारकी मुक्तियाँ ही जिसके फल हों, ऐमा 
वह कल्पतरु खमावसे ही सव प्रकारके मंगल और सुजोंकी वर्षा 
करता हो, तो भी, तुखसीदासजी कहते हैं--हे रघुवंशमणि ! वह 
कल्पवृक्ष क्या कमी आपके हार्थोके बराबर हो सकता हैं ? अर्थात्‌ 
नहीं हो सकता । 





जाय सो सुभदु समर्थ पाह रन रारि न मंडे । 
जाय सो जती कहाय विपय-वासना न छंडे ॥ 
जाय घनिकु विनु दान, जाय निर्धन विनु धमहि । 
जाय सो पंडित पढ़ि प्रान जो रत न सुकमहिं ॥ 
सुत जाय मातु-पितु-भक्ति बिनु, तिय सो जाय जेहि पति न हित! 
सब जाय दासु तुलसी कहे, जों न रामपद नेहु नित॥११६॥ 


वह समर्थ वीर ब्यर्थ है जो संग्राम ( का अवसर ) पाकर 
भी युद्ध नहीं करता ! जो यति ( संन्‍्यामी अथवा विरक्त ) कहला- 
कर विषयकी वासनाको न छोड़े वह विरक्त भी व्यथ है | दानशून्य 
धनी और धर्माचरणशून्य निधन भी व्यथ हैं | जो पण्डित पुराण 
पढ़कर सुकर्ममें रत नहीं है वह भी नष्ट है | जो पुत्र माता-पिंताकी 
मक्तिरहित है वह भी नष्ट है और जिसे पति प्यारा नहीं हैं वह 
श्री भी व्यर्थ है | तुल्सीदासजी कहते हैं---यदि श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंमें नित्य नवीन प्रेम न हो तो सभी कुछ व्यथ है । 

को न क्रोघ निरद्द्यो, काम बस केहि नहि कीन्हो ? 


तक 


को न लोम दृढ़ फंद बॉधि त्रासन करि दीन्हों ! 


तक 


१७७ उच्तरकाण्ड 


कोन हृदय नहि छाग कठिन अति नारि-नयन-सर 
लोचनजुत नहि अंध भयो श्री पाइ कोन नर 
सुर-नाग-छोक महिमंइलह को जु मोह कीन्हो जय न ६ 
कह तुठसिदामु सो ऊबरे,जेंहि राख राम्नु राजिवनयन ॥११७।। 





क्राचने किसको नहीं जलाया : कामने किसको वशीमूत 
नहीं क्या £ छोनने किसको इढ़ फाँसीनें बाँवकर त्रस्त नहीं 
किया ? क्सिके दृदयने ब्रियोंके नेत्ररगी कठिन बाण नहीं 
को ! और कौन मन॒ुसश्य बन पाकर आँखोंके रहते हुए भी अंबा 
नहीं हुआ ? सुरठोंक, प्रश्वीमण्डड / नरठोंक 3) तथा नागत्ेक 
जर्याव्‌॒॒ पाताह्लोकरें ऐमा कौन हे जिसको मोहने न ज॑ता द्वो । 
गोसाई तल्स॑दासन्ी कहते हैं कि इनसे तो वहीं बच सकता 
है जिसकी रक्षा कमलनपन श्रीरामजी करने हैं । 


मोंह-कमान सेधान सुठान जे नारि-बिछोकनि-वानतें बचे । 
कोप-इसानु गुमानु-अवाँ घट ज्यों जिनके मन आब न आँचे ॥| 
लोम से नटके बस हे कपि-ज्यों जगमें बहु नाच न नाचे | 
नीके हैं साधु सबे तुलसी, ० तेड रघुबीरके सेवक साँचे ॥ 


जो लोग श्रुकुटिरूप कर्मोिंपर अच्छी प्रकार चढ़ाये हुए 
कामिनीकटाक्षरूप बाणसे बचे हुए हैं, अमिमानरूप अकबॉमें 
क्रोतरूप अग्निकी ज्वालासे जिनके मन घड़ेकी भाँति नहीं 
तपे हों तथा जो छोमरूप नठके अचीन होकर संसारमें बंदरकी 
तरद अनेक नाच नहीं नाचे-तुल्सीदासजी कहते हैं--वे द्वी 
मगवान्‌ श्रीरामके सच्चे दास हैं | यों तो सभी साधु अच्छे हें । 


छ० १ै२-- 





कवितावल १३८ 


बंधष सवनाह राच बचने कहे चुवाह 
जद ता न 5रनि धरनि-धन-धामकी 
कोटिक उपाय करि लालि पालिअत देह, 
मुंख कहिअत गति रामहीके नामकी ।| 
प्रगटँ उपासना, दुरसवें दुर्वासनाहि, 
मानस निवासभूमि लोम-मोह-कामकी । 
राग-रोप-इरिपा-कपट-कुटिलाई.. भरे 
तुलसी-से भगत भगति चहें रामकी ॥११५९॥ 
जो लोग उत्तम ( साधुका-सा ) वेष बनाकर पवित्र एवं 
अमृत चूते हुए वचन बोलते हैं, किन्तु जिनके हृदयसे पृथ्वी, 
धन और घरकी आग ( तृष्णा ) दूर नहीं होती; जो करोड़ों 
उपाय करके शरीरका छाल्न-पालन करते हैं, किन्तु मुखसे 
बद्वते हैं कि हम तो केवल रामनामका ही भरोसा है; जो अपनी 
उपासनाको तो ग्रकठ करते हैं; किन्तु अपनी बुरी बासनाओंकोे 
ठिपाते हैं तथा जिनके चित्त छोम, मोह और कामके निवास- 
स्थान बने हुए हैं, तुल्सीदास कहते हैं---वे आसक्ति, क्रोष, 
ईर्पा, कपट और कुटिब्तासे भरे हुए मरे-जसे भक्त भी रामकी 
भक्ति चाहते हैं | [ अथांत्‌ जो पुरुष ऐसे कुटिंकऊ आचरण 
करते हुए भी भगवानकों रिझ्ानेकी आशा रखते हैं, वे बड़े 
ही द्वास्वास्पद हैं | ] 
कालिहीं तरुन तन, कालिहीं धरनि-धन, 
* . क्ाहिहीं जितोंगो रन, कहत कुचालि है | 
- काठिहीं साधोंगो काज; कांठिहीं राजा-समाज; 


१७९ उत्तरऋाणज 


मसक हे कहे, 'भार मेरे मेरु हाहिहे! ॥। 
तुलसी यही कुमाति घने घर घालि आई, 
घने घर घालति है, घने घर घालिहे । 
देखत-सुनत-सम्ुझतहू न सम साई, 
कवहूँ कह्यो नकालह को कालु कालि है ॥॥१२०। 
कुचाली लोग कहते हँ--मुझे कछ हाँ तरुण शरीर प्राप्त 
हूं। जायगा, कल ही भूमि और घन प्राप्त हों जायँँगे और कर 
ही मैं युद्ध विजय प्राप्त कर दूँगा, कछ ही में अपने सारे कार्य 
सिद्ध कर छँगा और कल हीं में राज-समाज जोड़ छूँगा | 
मच्छरके समान होकर भी वे कह्दते हैं. मेरे बोझसे मेरु पबंत 
भी हिल जायगा | तुलर्स:दासजी कहते हैं--इस वुग्बृत्तिके 
कारण बहुत-ले चर नए हो गये हैं. इस समय भी नष्ट होते हैँ 
तथा आगे नी होंगे | परन्तु यह सत्र देख, सुन और समझकर 
भी वह कुप्रवृत्ति छोगोंकों दीख नहीं पइती और न किसीने 
कभी यह कहा कि ऋाल / आयु : का भी काल ( अन्त ) 
कल ही दे । 
राममक्तिकी याचना 
मयो न तिकाल तिहूँ ठोक तुलसी-सो मंद 
निंदें सत्र साधु, सनि मारना न सकोचु हों 
जानत न जोगु,हिये हानि मानें डानकीस, 
काहे को परेखो, पापी ग्रप॑ची पोचु हों ॥ 
पेट भरिबेके काज महाराज्कों कहायों 
, ,. . भह्ाराजहूँ क्यो दे प्रनत-बिमोचु होँ। 


कवितावचली १८७ 





निज अपडाल, कलिकालकी करालता 
विडोकि होत ब्याकु उ.क रत सो सोचु हों ॥॥१२१॥ 


भूत, मविष्यत्‌ और वर्तमान, तीनों काम ब्रिलोकीमें 
तुल्सीदासके समान नच बोई नहीं हुआ | सभी साधुजन इसकी 
निन्‍्दा वरते हैं, परन्तु में सुनकर भी मंकोच नहीं मानता । 
जानकीनाथ सगवान्‌ राम भी इसे योग्य नहीं समझते, इसीसे मुझे 
अपनानेमें उन्हें अपने वित्तमें हानि जान पइती है | मुझे इस बात- 
की शिकायत भी क्‍यों होनी चाहिये; क्योंकि वास्ततर्मे ही में बडा 
पापी, पाखण्डी और नोच हैं। में पेट मरनेक्रे लिये ही महाराजक्ा 
कट्ठलाया और महाराजने भी कद्ठा हैं कि में अपने शरणागतका 
उद्धार कर देता हैँ | किन्तु अपनी पापराशि और कल्काल्की 
कुटिब्ता देखकर मैं व्याकुल हो जाता हैँ और उसी ( अपने उद्घारके 
द्वी ) विषयमें चिन्ता करने लगता हूँ | 


धर्म सेतु जगमंगलके हेतु. भूमि- 
भारु हरित्रेकों अतारु लिये नरकों । 
नीतिओ प्रतीति-ग्रीतिपाल चालि प्रध्चु, मानु 
लोक-बेद राखिबेको पनु रघुबरको |! 
बानर-विमीपनकी ओर के कनाबड़े हें, 
सो तसंगु सुनें अंगु ज्रे अनुचरको। 
राखे रीविं आपनी जो होह सोई कीजे, वलि, 
तुलसी तिहारो घर जायऊ हे घरको ॥१२२॥ 


१८! उत्तरकाण्ड 


धर्मके सेतु मगवान्‌ संमारका कल्याण करनेके लिये और 
पृर्थै|का भार उतारनेके लिये ही मलुध्यके रूपमें अबतीर्ण हुए; 
नीति, प्रतीति और प्रीतिका पालन करना ग्रभुका खमाव ही है 
तथा लोक और वेदकी मर्यादा रखना यह भी श्रीरघुवीरका प्रग है । 
आप सुग्रीव ओर विभीषणके ऋणी हैं, यह बात सुनकर दासका 
अन्न-अज्ज जलता है [ कि मुझपर ऐसी कृपा क्यों नहीं करते ? ] । 
अतः में आपकी बल्हारी जाता हूँ, अपने ग्रणकी रक्षा करके 
आपसे जो बने वही कीजिये | यह तुल्सीदास तो आपके घरका 
धर-जाया ( पुस्तैनी ) सेकक है । 
नाम महाराज्के नित्राह नीको कीजे उर 
सबही सोहात, में न लोगनि सोहात हों । 
कीजे राम ! बार यहि मेरी ओर चप-कोर, 
ताहि लगि रंक ज्यों सनेहको ललात होँ॥ 
तुलसी बिलोाकि कलिकालकी करालता 
कृपालकों सुभाउ सम्मुञ्नत सकुचात हाँ । 
लोक एक भाँतिको, त्रिडोकनाथ लोकबस 
आपनो न सोचु,खामी-सोचहीं सुखात हाँ ॥ १ २३॥ 
महाराजके नामके साथ अच्छी प्रकार निर्वाह करनेऋलञ 
( अर्थात्‌ राम-नाम जपनेवाला ) मनसे सबको अच्छा लगता है, 
परन्तु मैं ल्येगोंकोा अच्छा नहीं लगता | अत: है राम ! इस बार 
आप मेरी ओर क्ृपादटि कीजिये, आपके क्याक्यक्षके लिये मैं 
खलायित हूं। जिस प्रकार दरिंद्र स्नेहके लिये अथवा स्नेहयुक्त 
पदार्थों ( पकत्रनों ) के लिये ललित रद्वता है | तुल्सीदासजी 
बद्धते दैं-- में कडिकमठकी कराठता और कृपादु प्रमुके खमावकों 





कवितावली १८२ 


समझकर सकुचाता हैं| इस समय सारा संसार एक-सा हो रहा है 

[ सभा मेरा निन्‍दा करनंअले हैं . और आए जिलकीनाथ होकर थी 

छोकके अवीन हैं | मुझ अपनी बिन्ता नहों डे, में तो प्रभुके 

सोचन ही सूक जाता हू. कि कहीं छोग यह न कहने लगे कि 
ख्रभी 


रामर्जी मी कछियुगने अपना खमात्र छोड़कर करुणारहित हो गये | 
प्रधकों महत्ता आर दयालुता 
तोलों लोग ठोडुप ललाव छालची लवार, 
बार-वार लालच. धरनि-धन-धामको | 
तबलों वियोग-रोग-सोग, भोग जातनाकों 
जुग सम लागत जोवनु जाम-जामको।॥। 
तोलों दुख-दारिद दहत अति नित तनु 
तुलसी हैं किंकरु बिमोह-कोह-कामकों । 
सब दुख आपने, निरापने सकल सुख, 
जॉलों जनु भयो न बजाह राजा रामको ॥१२४॥ 
_ जबतक तुल्सीदास राजा रामका खुल्लमखुल्ख दास नहीं 
दो जाता तमीतक वह छोमके कारण छोढुप, छाड्ची और वाचाल 
बना हुआ टुकड़े-टुकड़ेके लिये छालयित रहता है; और पृथ्वी, घन 
एवं गृह आदिके लिये बार-बार छलचाता रहता है, तमीतक उसे वियोग 
और रोगका शोक रहता है, तमीतक उसे यातना भोगनी पड़ती 
है. ओर तभीतक उसे पल-पलका जीत्रन युगके समान जान पड़ता है; 


वमीतक उसका शरीर दुःख और दद्धिताके कारण सर्वदा अत्यन्त 
जता रहता है. और तमीतक वह मोह, क्रोध और कामका 


(८र उत्तरकाण्ड 


गुलाम है। और तर्नीतक सरे दुःख तो उसके हिस्सेने हैं. और 
सोरे हुव दूसरोंके दे | 
तोलौं मलीन, दीन, दीने। ले सपने न, 
अहॉँ-तहाँ दुखी जंनु भाजड कलेसको । 
सैलों उबेने पाथ फिरत पेटो खलाय 
बाय मुह सहत परामा दंत देसको ॥। 
तब॒लों दयावनो इसह इुले दारिदको, 
साथरीको सोइवो, ऑर्दितों झूने खेसका । 
बबलौं न मत जाह ऊ _नक्ीओवन शाह, 
राजनकी गया सा ता साहव महसको ॥१२०।॥! 
ज्ञा राजाओंके राजा और मदेखरके भी ईइर हैं. उन 
>+ नाथका जबतक जिद्वासे भजन नहीं करता तमीतक जे 
/& ह्वीन और मलिन रद्दता है उसे खप्नमें भी सुब नहीं मिल्ता, 
और जहाँ-तहाँ वह दुवी मनु वर्दशाका पात्र होता है; तमीतक 
वह नंगे बेर पेट खलाय और मुँह बाये देश-इेशका तिरस्कार 
सहन करता फिखा ई तथा तर्म तक उसे दरिद्रताका दयावद 
और दुःसहद दुःख घास-इसका शस्यापर सोना और झीने खेसऋ 
शोढ़ना रहता है ! 
ईसनके ईस, महाराजनके महाराज, 
.. देवनके देव, देव + प्रानहुके प्रान हो । 
कालहके का, महामृतनके महाभृत, 
कर्महके करम, निदानके निदान द्दी॥ 





कविताव्ी १८४ 


एते मान सीलसिंधु, करुनानिधान हों। 
महिमा अपार, काहू बोल को न वारापार, 
बड़ी साहबीमें नाथ ! बड़े सावधान हों ॥१२६॥ 
हे नाथ ! आप ब्रह्मा आदि ईवरोंके भी ईश्वर, महागजोंके 
महाराज, देवोके देव और ग्राणोंके भी प्राण हैं; आप काल्के प्री 
काल, महावूतोके भी महावूत, कमके भी कर्म और कारणके भी कारण 
हैं। किन्तु वेदके लिये अगम होनेपर भी आप तुख्सीदास-जेंसे 
सावारण पुरुषके लिये सुल्म हैं | इतने महान्‌ होनेपर मी आप 
सील्के समुद्र और करुणाक्रे भण्डार हैं | आपकी महिमा अपार है । 
आपकी किसी भी वाणी ( वेइ-पुराण आदि ) का वारापार नहीं 
है । किन्तु इतना बड़ा प्रभुल्व रहते हुए भी आप बड़े ही सावधान 
हैं | इसीसे यदि कोई अत्यन्त तुच्छ प्राणी भी आपके अनन्य 
ग़रगागत हो जाता हैं तो आप उसकी पूरीयूरी चिन्ता रखतेहैं | । 


आत्तपाल क्ृपाड जो राष्ठु जेहीं सुमिरे तेहि को तह ठा़े। 
नाम-पताप-महामहिमा अँकरे किये खोटेड, छोटेड बाढ़े॥ 
सेउक एकतें एक अनेक भए तुलसी तिहुँ ताप न डाहे। 
प्रेम बदों अहलादहिको, जिन पाहनतें परमेखरु काड़े ॥१२७ | 


भगवान्‌ गम दीन-दुखियंकि रक्षक एवं दयामय हैं । उनका 
जिसने जहाँ स्मरण किया उमके ल्यि वे वहीं बड़े हो जाते हें । 
उनके नामके ग्रभावक्ी बड़ी ही महिमा है, जिसने खोटोंको 
बहुमूल्य और झोटोंको बड़ा कर दिया | उनके एक-से-एक बढ़रर 
अनेकों सेक्क हुए, जिनमेंसे कोई भी आध्यात्मिकादि त्रितापोंसे 


है ८९३ उत्तरकाण्ड 


मन्तप्त नहीं हुए | परन्तु प्रेम तो में प्रढ्मादका ही मानता हूँ जिसने 
उत्थरमेंसे भगवानकों प्रकट कर दिया | 
काह़ि क्पान, क्रपा न कहूँ, पितु काल कराल बिलोकि न भागे। 
परम कहाँ ?' सब टाउँ हैं, 'खंभर्म ?” हाँ” सुनि होक नृकेहरि जागे 
ब्रेरि विदारि भए बिकराठ, कहें ग्रहलादहिकं अनुरागे। 
प्रीति-प्रतीति बढ़ी तुलसी, तवतें सब पाइन पूजन लागे।। १२८॥ 
( हिरण्यकशिपुने प्रह्मादनीकों मारनेके लिये ) तल्यार 
निकाल ढी, उसके मनमें कहीं तनिक मी दया न थी; किन्तु 
काटके समान मयझ्ूर पिताको देखकर भी प्रह्माद्जी भागे नहीं | 
और जब उसने कहा - “बता तेरा राम कहाँ है ? तो बोले... 
'सबत्र हैं ।' इसपर उसने पूछा---क्या इस खंभमे भी हैं। तो 
प्रद्मादतीने कहा--'हाँ! | उनकी इस हाँककों छुनते ही नृसिंहजी 
प्रकट हो गय और शतत्रुका नाश कर क्रोधवश बड़े मयड्ूर बन 
गये। फिर वे प्रढ़ाद्जीके प्रार्थना करनेपर ही शान्त हुए । 
तुल्सदासजी कहते हैं--इससे भगवानके प्रति छोगेंका प्रेम 
और विश्वास बढ़ गया और तनीसे छोग पाषाण € पाषाणमयी 
प्रतिमाओंका ) पूजन करने लगे । 
अंतरजामिहुततें बड़े बाहेरजामि हैं राम, जे नाम लियेतें । 
धावत पेनु पेन्द्राइ लवाई ज्यों बालक-बोलनि कान कियेतें ॥ 
आपनि वृघ्ल कहें तुझसी, कहिबेकी न बावरि बात बियेतें। 
प्रें प्रहदादहका प्रगट प्रभ्नु पाइनत, न हित ॥१२९॥ 
बहिंगेत सगु गरूप भगवान्‌ राम अन्तर्यामी निराकार ईश्वरसे भी 
बड़े हैं, क्योंकि जिस प्रकार हल्की ब्यायी गे अपने बच्चेका 
शब्द छुनते ही खनोंमे दूध उतार दौड़ी आती है उसी ग्रकर कें' 


ऋवितावर्ली १८६ 
भी / अयना नाम खुनकर - दाइ आते हैं । तुल्यादास तो अपनी 
समझकाी बात कहता हैं. ऐसी दावे बाते दूसरे छोगोंसे कहे जाने 
योग्य नहों दुआ ऋरतीं | प्रड्ादके अनिक्ष ऋचणपर उसले लिये 
प्रमु य्यरसे ही प्रकट हो गये. इृदयते नहीं । 
बालकु बालि दिया बलि कालफओो, कायर को टि कुचालि चलाई। 
पापा हैँ बाप, बड़ पारतायत आवानच आरत खार न लाई | 
थूरि दई जिपमूरि, मह प्रहलाद-सुधाई सुधाकी मलाई 
शमकृ गे तुलसी जनकी जग होत भलेकी मलाई मलाई १३० 
.. कायर दिरण्यकसिपुने करोड़ों कुचाें कीं और बाल्क 
प्रद्मादकों बुछाकर काडकों बलि दिया | पिता हिरण्यकशिपु बड्ा 
ही पापी था, उस दुथने प्रड्भादनीकों कथट देनेमें अपनी ओरसे 
कोई कसर नहीं रक्वी । उसने बहुत-सी विषमूले दीं, किन्तु 
प्रहादर्जकी साधुतासे वे अमृतकी मछाई बन गयीं । तुल्सी- 
दासजी कद्वते हैं-मगवान्‌ रामकी कृपासे संसारमें उनके साधु 
सेवककी सब प्रकार भलाई हां होता है | 

करी बृजबासिन पे करतूति कुर्माति, चली न चलाई। 
पंइके पूत सपूतर, कपूत सुजाघन भो कलि छोटो छलाईं ॥ 
कान्ह कया बड़े नतपाठ, गर खल खेचर खीस खलाई । 
टीक ग्रवीति कह्टे तुलसी, जग होइ मलेको मलाई मलाई ॥१३१॥ 

कंसने त्जवासियोंके प्रति बहुत बुरी तरहसे कुचाल की, 
परन्तु उप्की एक भी चार न चडी। पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिरादि 
बड़े साधु थे; उनके लिये कुपृत दुर्योधन छलनेमें छोटे कल्युगके 
सकने दो गया | अर्थात्‌ उसने भी उन्हें. छलकर. पंददुदित 


१८७ उत्तरकाग्ड 


करनन बाड़े कनर नहा छोड | पस्तु कृपाद अक्रागचनद बड़े 
कर - #%,, 

(अ गण व्क् शा है] न ् 'तावकबत + 

ही घग्गागतरक्षक है, अतः झपन हैँ वे दुपए 


, बऋचुर आदि . राक्षस सब न है 
सब्च विद्वार्की बार बडदा ह कि संसार: नहर: दो बआई- 
ही-माड़ होगी हैं | 
अवनीस अनेक भा अदर्न, स्निके डरते सर सोच सखदाहीं । 
मानव-दानव-देव सतावन रावन घाड़ि रच्यो हुग माहों ॥ 
ते मिलये घरि धूरि सजाधनु, जे चलते बहु छत्रकी छादीं । 
बेद-पुरान कहें, ऊगु उ।न, गुमान गो जें द हि मावत नाहीं।। १३२॥ 
इस पृृथ्वीपर ऐमे अनेकों राजा हो ग्ये हैं जिनके भयके 
कारण देवताठोग चित्तामें ही सूबे जाते थे | मनुय, राक्षस 
और देवनाओंकों सतानेक्े छिये एक रावग हां क्या संपारमें 
किनीसे कम रचा गया था ? वे सब्र और दुर्योचन भी जो कि 
अनेकों छत्रोंकी छायातें चव्ते थे, इ५्वीकी धूलिमें मिल गये | 
वेइ-पुगण कहते हैं और सारा संसार भी जानता है कि 
अ्रीगोविन्दकोी अभिमान अच्छा नहीं ढगता | 


गापियोंका अनन्य प्रेम# 
जब नेनन ग्रीति ठई ठग स्याम सों, स्थानी सखी हटि हों बरडी । 
नहि जानो बियोगु-सो रोगु है आगें झुकी तब हों तेहि सों तरडी ।। 
अब देह भई पट नेहके घाले सों, ब्योत करे विरहा-दरडी | 
ब्रजराजकुमार बिना सुनु भंग | अ॑मु मयो झियको गरजी १३३ 


. -# यहाँ प्रसज्ञ न होनपर भी ग्रोपियेका अनन्य प्रेम अदर्शित करनेके 
लिये ही श्रीगोसाईंजीने आगेके कवित्त कटे हैं । 


इाॉवितावली १८८ 


: श्रीकृण्णचन्द्रके मथुरा पधार जानेपर उनकी वियोग- 
खथासे पीड़ित कोई व्ज्वाला योग सिखाने आये हुए मगवानके 
प्रिय सवा उद्धवजीओ अ्रमरक्रे व्याजसे कहती है--.] हे श्रमर ! 
जिस समय मेरे नेतोंने इस ठगिया स्याममुन्दरपे प्रीति जोड़ी 
थी उर्सी समय एक चतुर सर्खने मुझे बल्पूत्ंक रोका था | 
किन्तु में नहीं जानती थी कि आगे इसमें वियोग-जैसा रोग 
निकलेगा; इसलिये उस समय में उसपर नाराज़ हुई और उसका 
तिरस्कार किया | अब नेह ढछगानेतते मेरी देह मानों वत्र हो 
गयी हैं, उसे विररूपी दर्जी व्योंत रहा हैं और हे मंग ! घुन, 
उस ब्रजराजदुआरेके ब्रिना काम मेरे जीका ग्राहक हो गया है | 





ओोग-कथा पठरई ब्रज्को, सब सो सठ चेरीकी चाल चलाकी। 
ऊधो जू ! क्‍यों न कर कुबरी, जो वरी नटनागर हेरि हलाकी ॥ 
आाहि लगे परि जाने सोई, तुलसो सो सोहागिनि नंद उलाकी | 
द्ञानीदें जानपनी हरिको,अग् वा वियेगी क उ मोटि क ठाकी १३४ 


है उद्धव्जी | ब्रजको जो यह योगका सन्देश भेजा गया है 
वह सत्र उतर दुष्श दासतीकों चाझकीमरी चाह है | अब भल्र, 
कुबडी ऐसा क्यों न कहेगो, जिते घातक श्राकृष्णने खोजकर 
बरण किया है | तिरहकी आग कंसी होता है यह तो वही जान 
सकती हैं जिसे वह छगनी है; आज कुब्जा तो नन्दनन्दनकी 
पुद्ागिन बनी हुई है [ उसे हमारी पीरका क्‍या पता ? ] किन्तु 
इससे हमें स्यामसुन्दरकी बुद्धिमा्नीका पता ढग गया [ उन्हें 
कूंबढ़ बहुत पसंद है, इसलिये ] अब हम भी पीठपर बनावटी 
मोटरी बाँधा करेंगी [ जिससे कुबड़ी दिखायी दिया करें )। 


१८९ उच्तरकाण्ड 
पठयो है छपद छत्रीज़ें कान्ह कहूँ कहूँ 
खोडि के खदासु खामो कूबरी-सी बालको । 
ग्यानझो गठ़े था, वितु गिराको पढ़ेया, बार- 

खाठको कढ़ेया, सो बठया उर-सालको 
प्रीतिको बधिक, रस-री तिको अधिक, नीति- 

निपुन, विवेकु हे, निदेस देस-कालकों । 
तुलसी कहें न बने, सहें ही बनेगी सत्र, 

जोगु भयो जागको बियोगु नंदलालकों ॥१३५।॥| 


ख़ाले न कहने जमे न 7 ७ आओ 
छत्वीले स्यामसुन्दरने कहाँसे जसें-तपे दूँढ़कर कुबड़ी-जेसी 
बालाका यह अ्रमस्खप तबरड़ा उत्तम सेक्रक भेजा हैं | यह बड़ी 
ज्ञानकी बाते गदनेगाला, बिना जिट्ठाके ही बोलनेवाश, बाल्की 
खाल खोँचनेवाला और हृदयकी पीड़ाकों बढ़ानेवाला है | यह 
प्रीतिका बच करनेक्ला, विशेषतया रसरीतिको नह करनेतान्य 
और बढ़ा नीतिकृशट एवं वित्रेकी है। सो इसमें इसका कोई 
दोष नहीं, देश-कालऊका ऐसा ही वियान है | तुल्सीदासजी कहते 
कुछ हक ल्‍ ल्‍. 
हैं, अब कहनेसे कुछ प्रयोजन सिद्ध थोड़े ही होगा, अब तो स॒ब 
कुछ सहना ही पड़ेगा; क्योंकि जब्र नन्दनन्दनसे वियोग हो गया 
तब योगके लिये अवसर आ ही गया | 


विनय 


हनुमान ! हूँ कृपाल, ठाडिले लखनलाल ! 
भावते भरत ! कीजे सेवक-सह्ाय जू । 
विनती करत दीन दूबरों दयावनों सो 


कवितावर्ली १२७ 





विगरतें आपु ही सघारि लीऊ भाव जे ॥| 
मेरी साहिबिनी सदा सीसपर विडसति 
देवि क्‍यों न दासका देखाइयत पाय जू | 
बीझहमे रीझिवेकी वानि, सदा रीझ्त हैं, 
रीहे हेँहे, रामकी दोहाई, रघुराय जू ।। १३६ 
हे श्रीहनुमानूजी ! है छाड़िले लखनलाछ $£ हे मनभावन 
मरतजी . तनिक कृपाकर इस सेत्ककी सहायता कीजिये | यह 
दीन, दुबंड और दयापात्र दास आपसे त्रिनय करता है; इससे 
यदि बोई भाव वियद्द जाय तो आप हीं सुधार लें | मेरी खामिनी 
सदा मेरे मस्तकपर विराजमान रहती हैं; सो है देवि ! आप 
भी इस दासकों अपने चरणोंका दशन क्यों नहीं करातीं ? हमारे 
प्रमुका तो खीसनेमे भी ई/झनेका खभाव हैं; वे तो सदाद्दी 
प्रसन्न रहते हैं | अतः रामको दुह्वाई, इस समय भी श्रीरघुनाथजी 
अकय री हांगे ह 
बेषु विरागको, राग भरो मनु, माय | कहें सतिभाव हों तोसों । 
तेरे ही नाथको नाम्मु ले वेचि है| पातकी पाउँर प्राननि पोसों ॥ 
एते बड़े अपराधी अधी कहूँ, तें कह, अंब ! कि मेरो तूँ, मोसों | 
खारथकों परमारथकों परिपूरन भो, फिरि घाटि न होसों ॥| 
माताजी ! में तुमसे ठंक-ठीक कह्वता हैँ, मेरा वेष तो 
वैराग्यका-सा हैं किन्तु मन रागपे भरा हुआ है | तुम्हारे ही खामी- 
का नाम बेचकर ( अर्थात्‌ रामके नामपर भीख माँगकर 3 मैं इन 
पापी पामर' ग्राणोंका पोषण करता हूँ। इतने बड़े अपराधी और 
पापीसे, है मातः । तू! बह. कह दे क्रि “तू मेरा है और मुझीसे 


१९ उत्तरक्ाण्ड 


निकलना 


उस हुआ है। इससे मेरा लार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध दो 
ज़ावैंगे; फिर मेरे अंदर किसी प्रकार ही कमी नहीं रद्द जायगी | 
सीतावट-चण न 
जहाँ बालमीकि मए व्याधतें मनिंदु साई 
'प्रा मरा! जप सिख सुनि रिपि सातकी ! 
सीयको निवास, लछव-कुसको उंनमथल 
तुलसी छुअत छोह ताप गरे गातकी ।। 
विटपमहीप सुरसरित समीप सोदे, 
सीताबद पेखत पुनीत होत पातकी । 
चारिपुर दिगपुर बीच विलसति भूमि, | 
अंकित जो झ्ानकी-चरन-जलज्यतकी ॥१रे८। 
जहाँ सप्तषिशॉका उपदेश सुनकर ६ राममन्त्रकों उल्ठे 
क्रमसे ; 'मरा-मरा! जपते हुए वान्मीकिजी व्याघसे महामुनि साधु 
हो गये, जो अश्रेसीताजीका नित्रासस्थान और कुश तथा छबका 
बन्मस्थान था, तुलूसीदासजी कहते हैं जहाँकी छायाका 
होते ही शरीरका सारा ताप शान्त हो जाता है, वह दृक्ष-राज 
सीतावट श्रीगड्वाजके तठपर शोनायमान है । उसके दर्शन- 
प्ात्रसे पारी पुरुष भी पत्रत्र हो जाता है । यह स्थान वारिपुर 
और द्विगपुर इन दो गाँवोंके बीचमें है# और श्रीजानकीजीके 
रकतबरन परन, फल मानिकससे 
____ से डटाजट छल सुख हे | रूप उटाजूट जनु रूखबेष हरु है । 
४ यह खान प्रयाग और काशीके वीचमें सीतामद़ी नामसे प्रसिद्ध दे । 





के 


कवितावरल्ट १९५ 


६2046 4८ 
उपमाको ढेरु क्ृत्रों, सुकृत-समेरु केधों, 
संपदा सकल झ्ुइ-मंगलकों घरू है ॥ 
देत अभिमत जो प्रेत प्रीति सेइ्ये 
प्तीति मानि तुलसी, विचारि का को थरुहे। 
सरसरि निकट सुहादनी अवनि सोहे 
रामरनीको बढ कलि कामतरु हैं ॥१३९॥ 


उसके पत्त मरकतमणिके समान नील्वर्ण तथा फल 
मागिक्यके सहश £€ हरे रंगके ) हैं | अपनी जयाओंके कारण वह 
ऐसा शोभा देता है, मानों इक्षरूपम महादेवजी ही हों | वह मानो 
इन्‍द्रताका पुञ्ञ हैं, अयवा उतका सुमेरु है किंवा सब ग्रकार- 
का सम्पत्ति, आनन्द और मंगठका घर हैं। यदि यह किसका 
स्थान है? * अर्थात्‌ जानकी गौका निवासस्थल है ] इसका विचार 
करके विश्वास और प्रंतिपूबंक उसका सेवन किया जाय तो वह 
पत्र प्रकारके इच्छित फर देता है | तह झुन्दर भूमि श्रीगझ़र्ज,के 
पटपर छुझोमित है; यह गमवछमा अजानकीजीका बट कलियुगमें 
कल्पइक्षके समान है | 


देवघुनि पास, म्निवासु, श्रीनिवास जहाँ, 
आकृतहूँ बढ-बूट बसत पुरारि हैं। 

मोग-जप-जागको, विरागकों पुनीत पीठ 
रागिन पे सीठ उठि बाहरी निहारिहे ॥ 

आयसु!, आदेस',बातू! भलो-मलों भावसिद्ध 
तुलसी बिचारि जोगी कहत पुकारि हैं । 


है उत्तरकाम्ड 


रग़ममगतनकों तो कामतरुतें अधिक, 
सियवटु सेयें करतछ फल चारि हैं ॥१४०॥ 
साधारण वलवक्षमं भी श्रीमहादेवजीका निव्रास होता है, 
फिर इसके समीप तो गड्गाजंका तट तथा मुनित्रर वाल्मीकिजी- 
का आत्रम हैँ, जहाँ श्री्॑ताजीने निवास किया था [ अतः 
इसकी महद्विमाका तो वर्गन ही कौन कर सकता है? ] यह योग, 
जप, यज्ञ और वैराग्यके लिये तो बड़ा पत्रित्र पीठ है; किल्तु रागी 
पुरुषोंक्ो, जो इसे वाहरों इटिसे देखेंगे, यह बड़ा रूवा जान पड़ता 
है | तुल्सीदासजी कइते हैं कि यहाँके छोग विचःरपूरत्रऊ “जो 
आज्ञा), 'आदेश'), मैया! आदि शिट् रब्दोंक़ा खभावसे ही प्रयोग 
करते हैं । यह सं.ताबट रामनक्तोंके लिये तो कल्पबृक्षसे भी 
अधिक हैं, क्योंक्रि इसका सेवन करनेसे [ अथ, धर्म, काम और 
मोक्ष | चारों फल करतलछगत हो जाते हैं | जब कि कल्पवृक्षसे 
अर्थ, धर्म और काम केवल तीन ही फल मिलते दें ] । 
चित्रकूट-वर्णन 
जहां बनु पावनों, स॒हावने बिहंग-सृग, 
देखि अति लागत अनंदु खेत-खूँट-सो । 
सीता-राम-रेखन-निवासु, बासु मुनिनको, 
सिद्ध-साधु-साधक सबे विवेक-बरूट-सो ॥ 
झरना झरत झारि सीतल पुनीत बारि, 
मंदाकिनि मंजुल महेसजटाजूट सो। 
इलसी जौ रामसों सनेहु साँचो चाहिये तो 
सेहये सनेदर्सों विचित्र चित्रकूट सो ॥१४१॥ 
कृ७ हैदे-- 





कंबितावली १९४ 


जहाँका वन अति पवित्र है, और पशु-पक्षी अच्यन्ध छुद्दापने 
हैं तथा जिसे खेतके टुकड़ेके समान / हरा-मरा ) देखकर बढ़ा 
आनन्द होता है। जहाँ सीता, राम और लुक्ष्मणका निवास या. 
जहाँ अनेकों मुनिजन रहते हैं तथा जो निद्ध, साधु और साधकों- 
के लिये वित्रेकरूपी वृक्षके समान हैं; जहाँ समा झरनोंसे अति 
शीतल और पत्रित्र जछू झरता रहता ढँ तथा मन्दाकिनी नदी 
अमद्वादेवजके जठाजूटके समान जान पड़ती है । तुख्सीदासजी 
कडते हैं--यदि तुम्हें भगवान्‌ रामके सब्चे स्नेहकी चाह है नो 
ग्रेमपूवक अद्भुत चित्रकूटका सेवन करो । 
मोइ-बन कलिमल-पल-पीन जानि जियें 
साधु-गाइ-विप्रनके मयको नेवारिद । 
दीन्दी है रजाइ राम, पाह सो सहाइ लाल 
लखन समत्थ घीर हेरि हेरि मारिंहे ॥ 
मंदाकिनी मंजुल कमान असि, बान जहाँ 
बारि-घार धीर धरि सुकर सुधारिदे । 
चित्रकूट अचल अहेरि बेव्यो घात मानो 
पातकके ब्रात घोर सावज संपारिंदे ॥१४२॥ 


मोहरूपी वनमें पापराशिरूप सावज (हिंत्न पशु ) कलि- 
कल्मषरूप मांससे मोटे हो रहे हैं, ऐसा चित्तमें जानकर श्रीरघु- 
नायर्जने आज्ञा दी है; अतः समर्थ वीर छूखनल्यलकी सहायता 
पा चित्रकूट अचल जहेरी होकर उनकी घातमें बेठे हुए हैं | वे 
उन्हें दूँढ-दूँढ़कर मारेंगे तथा इस प्रकार साधु, गौ और आ्राह्म्णेकि 
मषकी इससेंगे । उसके लिये वे मम्दाकिनी-जेसी मनोह्दर कमान 


!९४ उचसचरकाण्ड 





क्या उसके जलकी धारारूंप बाणोंकों अपने क्रकमलोसे पैये- 
पृवंक बारण करेंगे । 


ठागि दवारि पहार ठही, छहकी कपि लंक जथा खरखोकी । 
चारु चुआ चहूँ ओर चहैं, लपरें-झपटें सो तमीचर तौंकी ॥। 
क्यों कहि जात महासुषमा, उपमा तकि ताकत है कबि को की । 
मानों लसी तुलसी हनुमान-हिएँ जगजीति जरायकी चोकी १४३ 


[ एक समय चित्रकूटमें दावाप्नि लगी; गोसाईजी अब उसी- 
का वर्णन करते हैं---] इस समय चित्रकूटमें डटकर दावानल 
ठगी हुई हैं और इस प्रकार प्रज्वलित हो रही है जेसे हनुमान- 
जीने लक्टॉमें आग लगायी थी। दावाग्नमिके तापसे तपकर सुन्दर 
पशु चारों ओरकों इस तरह भागे जाते हैं जेसे लझ्कामें आगकी 
ज्वात्यओंकी ल्पकसे तोंसे हुए राक्षस लोग इधर-उबर भागे 
थे | उस समयक्री महान्‌ शोभाका वणन किस प्रकार किया जाय : 
उसकी उपमाकों विचारता हुआ कब्रि बड़ी देरसे ताकता रह 
गया हैं [ परन्तु उसे इसके अनुरूप कोई उपमा नहीं मिलती | 
ऐसा जान पड़ता हैं मानो हनुमानूजीके वक्षःस्थलपर मंसारको 
जीतनेका जड़ाऊ पदक / तमग्रा ) सुशोमित हो । 

तीथेराजसुषमा 
देव कहें अपनी-अपना, अवलोकन तीरथराजु चलो रे। 
देखि मिंटें अपराध अगाध, निमजत साधु-समाजु भलो रे ॥| 
सोहे सितासितको मिलिबो, तुलसी हुलसे हिय हेरि इलोरे | 
मानो हरे ठन चारु चरें बगरे सुरधेनुके घोल कलोरे ॥१४४॥ 
| देवता छोग आपसमें कद्ते हैं---अरे ! तीर्थराज प्रयागका 


कविताचली १९६ 


दर्शन करने चढछो । उनके दर्शंनमात्रसे बड़े-बड़े अपराध नष्ट हो 
जाते हैं; कहा अच्छे-अच्छे साधु स्नान किया करते हैं । 
तुल्सीदासजो कहते हेँ--बहाँ श्रीगज्ठा और यमुनाके शुश्न एवं 
वआ्यामवर्ण जछूका संगम बड़ा ही शोभायमान जान पड़ता है; 
उसकी तरइेको देवकर हृदय बड़ा दर्पित होता है; मानो इधर- 
उबर फेले हुए कामघेनुके शुक्रवणे मनोहर बछड़े द्री-दरी घास 
चर रहे हों | 
श्रीगद्भा-माहात्म्य 

देवनदी कहूँ जो जन जान किए मनसा, कुल कोटि उधारे । 
देखि चले झर्गरें सुरनारि, सुरेस बनाइ विमान सँवारे॥ 
पूजाकों साज्ु बिरंचि रचें तुलसी, जे महातम जाननिहारे। 
ओककी नीव परी हरिलोक बिलोकत गंग ! तरंग तिहारे ॥ १४५॥ 


जिम मनुष्यने गड्डास्नानक्रे लिये मनरमें जानेका विचारमात्र 
कर लिया उसके करोड़ों पीढ़ियोंका उद्धार हो गया | उसे चल्ता 
देखकर [ उसे वरण करनेके लिये ] देवाड़नाएँ आपसमें झगड़ने 
लगती हैं, देवराज इन्द्र उसके लिये विमान बनाकर सजाने लगते 
हैं; ब्रह्माजी, जो कि उसके माहात्म्यको जाननेवाले हैं, उसके 
पूजनर्की सामग्री जुटाने छगते हैं और हे गल्लाजी ! तुम्हारी 
तरह्वोंका दशन होते ही विष्णुछोकमें ( उसके लिये ) घरकी नींब 
पड़ जाती है अर्थात्‌ उसका बिष्णुलोकमें जाना निश्चित हो 
जाता है |। 


ब्रक्ष जो ब्यापकु बेद कहें, गम नाहिं गिरा शुन-म्यान गुनीको । 
जो ऋराता, मरता, हरता, सुर-सादेबु, साहेबु दीन-दुनीका । 


१९७ इचरकाण्ड 


सोह मयो द्रवरूप सही, जो हद नाथु बिरंचि महेस घुनी को । 
मानि प्रतीति सदा तुलसी जछु काह न सेवत देवधुर्नाको ।१४६। 

जिस पस्रह्म परमात्माकरो वेद सवब्यावी ऋढत हैं, जिसक 
गुण और ज्ञानकी थाह गु्गीजन आर शारदा भा नहीं पा सकते; 
जो संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्र्य करनेबाडा, दवताओंका 
खार्मी तथा छोक-परलेकका प्रभु हैं; जो ब्रह्म, शिव और घसुनि- 
जनोेका भी खामी हैं, निश्चय वहां जरुरूप हो गया हैं। तुछसी- 
दासजी कद्ते हैँं-अरे, विश्वास करके सबदा श्रीगड्राजल्का ही 
सेवन क्यों नहीं करता : 


बारि तिद्दारों निहारि म्रुरारि मएँ परसें पद पापु लहोंगो । 
इसु द्वे सीस घरों पे डरों, अश्ुकी समता बड़े दोष दहोंगो॥ 
बरु बारहिं बार सरीर धरों, रघुबीरको हे तब तीर रहांगो। 
मागीरथी ! बिनवों कर जोरि, बहारि न खारि लगे सो कहोंगो १ ४७ 

हे गह्ग ' तुम्दारे जलके दशनके प्रभावसे यदि में विष्णु हो 
गया तो अपने चरणोंसे तुम्हारा स्पर्श होनेके कारण मुझे पाप 
व्योगा [ क्‍योंकि तुम्हारा जन्म विष्णुमगवानके चरणोंसे है, और 
यदि मैं मी विष्णु द्वों गया तो अपने चरणोंसे तुम्हारा स्पर्श 
दोनेके कारण मुझे पापका भागी होना पड़ेगा |; और यदि 
मद्गादेव द्वों गया तो सिरपर धारण करनेसे मुझे डर है कि इस 
प्रकार अपने प्रमु मगवान्‌ शह्गरकी समता करनेके बड़े भारी 
अपराधसे दुःख पाऊँगा | इसलिये, भले हां मुझे बारंबार शरीर 
वारण करना पड़े, में तो श्रीरघुनाथर्जीका दास होकर दी तुम्हारे 
तीरपर रहूँगा । दे मागीरयि ! मैं हाथ जोइकर प्रार्थना करता 
हैँ में वही छत कहूँगा जिससे पित्त दोष न रे | 





कविताचंल: १९८ 
अन्नपूर्णा-माहात्म्य 
लालची ललात, बिललात द्वार-द्वार दीन, 
बदन मलीन, मन मिटे ना वबिश्वरना | 
ताकत सराध, के बिवाह, के उछाह कछ, 
डोले छोल, बूझत सबद ढोल-तूरना ॥ 
प्यासेहूँ न पावे बारि, भूखे न चनक चारि, 
चाहत अहारन पहार, दारि घूर ना। 
सोकको अगार, दुखभार भरों तोलों जन 
जोलों देवी द्रवे न भवानी अन्नपूरना ॥१४८॥ 
जबतक देवी अन्नपूर्णा कृपा नहीं करतीं त्मीतक मनुष्य 
लतल्ची होकर ( टुकड़े-टुकड़ेके लिये ) छाल्ययित होता है और 
दीन और मलिनमुख हो द्वार-द्वारपर बिलबित्थता रहता है, परल्तु 
उसके मनकी चिन्ता दूर नहीं होती; कहीं श्राद्ध अथवा विवाह 
अथवा कोई उत्सव तो नहीं, इस बातकी टठोहमें रहता है, चब्बल 
द्वोकर इधर-उधर घूमता है और यदि कहीं ढोल या तुरहीका शब्द 
होता है तो पूछता है [ कि यहाँ कोई उत्सव तो नहीं है / ] | 
प्यास लगनेपर उसे जल नहीं मिलता, भूख होनेपर चार चने भी 
नहीं मिलते, पहाइके समान मोजनकी इच्छा होती हैं, परन्तु परूरेपर 
पड़ी दाल भी नहीं मिलती । इस प्रकार वह शोकका आश्रयस्थान 
और दुःखके भारसे दबा रहता है | 


शझइुर-स्तवन क्‍ 
(ः के + 
मस्प अंग, मदन अनंग, संतत अंग हर | 
सीस गंस, गिरिजा अंग, भूषन झ्ुजंगबर || 


!९९ ..._- उन्चरंकाप्ड 


मुंडमाल, बिधु बाल माल, डमरू कपाल कर | 
बिवुधदूंद-नवकुमुद-चंद, सुखकंद  खलघर ॥। 
त्रिपुरारि त्रिलोचन, दिग्बसन, विषभोजन, मवभयदरन | 
कह तुलसिदासु सेवत सुलभ सिव सित्र सित्र संकर सरन।। १४९॥ 
श्रीमहादेवज। शरीरमें भस्म रमाये रहते हैं, वे कामदेवका 
दल्न करनेवाले और स्ंदा असंग हैं । उनके सिरपर श्रीगड्गाजी 
हैं, अर्पाइमें पार्वतीजी हैं तथा अच्छे-अच्छे सर ही उनके 
आमृषण हैं | उनके गलेमें मुण्डमभाठा हैं, मस्तकपर द्वितायाका 
चन्द्रमा है तथा द्वार्योमें डमह और कपार छुशामित हैं । 
देवता ओंके समाजरूपी नरत्रीन कुसुद-कुछुमके ये झूलधारी 
भगवान्‌ शह्ूर साक्षात्‌ चन्द्रमा हैं | वे छुख॒की जड़, .त्रिपुर 
देत्पके शत्रु, तीन नेत्रोंवाले, दिगम्बर, विपभो्जी एवं संसारका 
भय निवृत्त करनेत्राले श्रामहारत्जी भजन किय जानेपर बड़ी 
छुगमतासे ग्राप्त दे जाते हैं; में उन अश्रीशिवशइूरका शरण हूँ। 
गरल-असन दिगबसन ब्यसनभंजन जनरंजन | 
कुंद-इंदु-कपूर-गॉर सच्िदानंदपन ।। 
बिकटबंष, उर संप, सीस सुरसरित सहज सुचि | 
मी सिव अकाम अभिरामघाम नत रामनाम रुचि || 
कंदपेदपे दुगेम दमन उमारमन गुनसमवन हर | 
त्रिपूरारि | त्रिलोचन ; त्रिगुनपर ! त्रिपुरमथन ! जय त्रिद्सबर || 
जो विष क्षण करनेत्रले, दिर्म्बर, दुःखद्दारी, मक्तमन 
(न; कुल्द, चन्द्र एवं कप्रके समान गैखण, सश्चिदानन्दघन 
और क्किट वेषधारी हैं; जिनके हृदयपर शेषजी और मस्तकपर 


कवितावली २७० 


घनावसे ही परम पत्रित्र श्रीगढ़ाजी विराजमान हैं, जो कल्याण- 
लरूप, कामनाझून्य और सौन्दय॑धाम हैं तथा जिनका रामनाममें 
नित्य रुचि है, कामदेवके दुर्गम दर्पका दमन करनेवाले उन 
उमारमण गुणमन्दिर पापापहारी त्रिपुरारि त्रिनयन त्रिंगुणातीत 
त्रिपुरविदारण देवेश्वरकी जय हो, जय हो । 


अरध अंग अंगना, नाम जोगीस, जोगपति | 

विप्रम-असन, दिगवसन,नाम विस्पेस,विखगति ॥| 

कर कपाल, सिर माल व्याल, विष-भूति-विभूषन । 

नाम सुद्ध, अविरुद्र, अमर, अनदच्य, रपन ॥| 
बिकराल-भूत-बेताल-प्रिय भीम नाम, भवभयदमन | 
सब विधि समर्थ, महिमा अकथ, तुलसिदास-संसय-समन || 


अहो | जिनके अर्धाज़में पार्वतीजी रहती हैं, परन्तु जिनका 
नाम योगीश्वर अथवा योगपति है, जिनका भाँग-धतूरा आदि 
विषम भोजन तथा दिशाईँ ही बच्चन हैं, किन्तु जो विश्वेश्वर और 
विश्वके आश्रयस्थान कहलाते हैं; जिनके हाथमें कपाछ, सिरपर 
सरपोंकी माल और शरीरमें हालाहल विष और मस्मकी ही शोभा 
है, किन्तु जिनका नाम शुद्ध, अविरुद्र, अमर, अमल और निर्दोष 
है; जिनका विकरार-भूत-वेताढ-प्रिय ऐसा भयड्जडूर नाम है किन्तु 
जो मव-भयका नाश करनेवाले हैं, तुलदीदासजी कहते हैं-.वे 
महादेवजी सब ग्रकार समर्थ हैं, उनकी महिमा अकथतीय रे 
और वे मेरे सन्देहोंकी निद्नत्ति करनेवाले हैं | | 


... भूतनाथ मयहरन मीम भयभवन भूमिधर । 
... आलुसंत मगवंत भूतिभूषन स्ुजंगवर ॥ 


;३७०+ एन्रकाणड 


भत्य सावतछस मवेस भसव-भार-विभजन ! 

भूरिभोग भेग्व कुझागगगंइन  इनरंज्न ॥ 
भारती-बदन विप-अदन सिव ससि-पतंग-पावक-नयन । 
कद तुझुसिदासु किन भजसि मन भद्रसदन मदनमयन ॥१५२॥ 


जो भूतोंके खामी, सब प्रकारके भय दूर करनेवाले, भयंकर 
भयके आश्रयस्थान. सूमिकों बारण करनेवाले, तेजोमय, ऐख्रर्य- 
वानू, भस्म और सर्परूप आदूषण थारण करनेवाले, कव्याण- 
स्ररूप, भावप्रिय. संसारके स्व्रामी और संसारके भारकों नष्ट करने- 
वाले हैं; जो मद्दान्‌ भोगशाल़ो, भषण, कुययोग्का नाश करनेवाले, 
मक्तोंको अनन्दित करनेत्राले, सरस्व्रतीरूप मुखत्राछे, विषमोजी, 
कल्यागस्वररूप, चन्द्रमा, सूच॑े और अम्निरूप नेत्रोवले तथा 
कल्याणवाम और कामदेवका नाश करनेत्राले हैं; तुलसीदास 
कट्ठते दैं---हे मन !' तू उनका भजन क्‍यों नहीं करता : 





नागो फिरे कद्दे मागनो देखि 'न खाँगो कछ”,जनि मागिये थोरो | 
रॉकनि नाकप रीक्षि करे तु उसी जग जो जुरें जाचक जोरों ॥| 
नाक सेवारत आयो हों नाकद्ठि, नाहिं पिनाकिहि नेकु निद्दोरों । 
ब्रह्मा कदे,गिरिजा ! सिखवो पति रावरो,दानि दे बावरो भोरो ॥| 


ब्माजी कहते हैं---हे पात्रति | तुम अपने पतिको समझा 
दों---यह बड़ा बावछा और भोला दानी है। देखो खयं तो नंगा 
फिस्ता है; परन्तु यदि किप्ती याचऋरऋ्ो देखता है को कद्ता है. कि 
कोड मत माँगना, यहाँ कुछ कमी नहीं है। संसारमें जितने 
दोकर इन्द्र बना देता दे। उनके लिये ख़गे तेयार करते-करते 








कंषितावर्ली २०२ 


मेरा नाकमें दम आ गया हैं, परन्तु पिनार्की / पिनाकप्राणि 
महादेव + मेरा कुछ भी अहसान नहों मानते | 
बिषु पावकु व्याल कराल गरें, सरनागत तो तिहँताप नडाढ़े | 
मूत-बेताल सखा, भव नाम, दले पलमें भवके भय गाद़े ॥ 
तुलसीसु दरिद्रसिरामनि, सो सुमिरें दुख-दारिंद होहिं न ठाढ़ें | 
भौनमें माँग, धतूंरोई आँगन, नागेके आगें हैं मागने बाढ़े। १ ५४॥| 
यह खयं तो गलेमें मयज्लर विप्र और भीषण सप तथा 
 नेत्रोंम | अग्नि घारण किये हुए है किन्तु इसके शरणागत तीनों 
तापोंसे छुव नहीं होते। इसके साथी तो भूत-वेताछादि हैं और 
नाम भी 'मवः हैं परन्तु यह भव ( संसार ) के भारी भयोंको 
पलमरमें नष्ट कर देता हैं| यह तुल्सीका खार्मी ( महादेव ) 
हैं तो दरिद्रशिरोमणि-सा, किन्तु इसका स्मरण करनेपर दुःख 
और दारिद्रथ ठहरने नहीं पाते | इसके घरमें केवल भाँग है और 
आँगनमें केवक घतूरा; परन्तु इस नंगेके आगे माँगनेवाले निरन्तर 
बढ़ते ढ्वी रहते हैं | 
सीस बसे बरदा, बरदानि, चढ़यो बरदा, परन्यो बरदा है । 
धाम घत्रों, बिभूतिको ऋूरो, निवासु जहाँ सब ले मरे दाहें ॥ 
ब्याली कपाली है ख्याली,चहूँ दिसि भाँगकी टाटिन्हके परदा हैं। 
. रॉकसिरोमनि काकिनिभाग बिलोकत लोकप को करदा है १५५ 
इसके मस्तकपर वरदायिनी गड्डाजी विरशजती हैं, खयं भी 
बरदायक अथवा श्रेष्ठ दानी है, बरदा ( वे ) पर ही चढ़ा हुआ 
दे और इसकी गृद्धिणी भी बरदायिनी पार्वती हैं | इसके घरमें 
बत्स और मस्मका द्वी ढेर है तथा इसका निवासस्थान वहाँ है जहाँ 
सब लोग मुर्दोक्ों ले जाकर जलते हैं |यह सर्प और कपल धारः 


स्क्दे उधर पड ५ 0४7, न ४» 





करनेवाद वड्ा कीतुका दें: इसके बरमे चारों ओर नौँगकी 
टट्ियोंकि परदे छगे हुए हैं। यह आयी दमई की देसियतवाले 
कंगालोंके शिरोमणिकों भी ताकापाल बना देता हैं | 
दानि जा चारि पदाग्थको. त्रिपुरारि. तिहूँ पुर सिरटीको । 
भोरों भला, मले भायको मृखो, भलोई कियो सुमिरें तुढसीको ॥। 
ता बिनु आसको दास भयो. कब न मिट्यो लघु लालचु जोको । 
साधों कहा करि साधन तें. जो पे राधा नहीं पति पाखतीको ॥ 
जो अथ, परम, काम और मोश्ष---इन चार्े परदार्योका दाता 
है. बत्रिपुरासुरका वत्र ऋरनेत्राल और तीनों लोकोंमे सबका 
मिसर्मौर वना हुआ है ; को दा भोला हे, केक्‍्ल खजुद्ध नावका 
भूखा है तथा न्मरण करनेपर जिसने तुलसीदासका मी नत्त ई; 
किया है, उसका छोइकर त्‌ जिययोर्की आशज्ञाका दास बना छुआ 
है. किन्तु तुम्हार जोका तुच्छ लोन कनी नष्ट नहीं हुआ | 
/ तुल्सीदास कहते हैं- , यदि तले पावतीपति भगवान्‌ 
दाछुरकी आराबना नहीं की तो बहुत-से साधन करके मी क्‍या 
फल पाया : 
जात जरे सब लोक बिलाकि तिराचन सो बिषु लोकि लियो हे । 
पान कियो विष, शूवन भो, करुनावरुनालय साहे-हियो हैं ॥ 
मेरोह फारिये जोगु कपारु, किधां कछ काहूँ लखाइ दियो हे | 
काहे न कान करों बिनती तुलसी कलिकाल बेहाल कियो हैं || 
सम्पूण लोक जलें जा रहे दं यह देखकर त्रिनयन भगवान्‌ 
गछूुरने उस ह्ालाहड विषको उपककर लिया और शीघ्रतासे 
पी लिया | इससे वह विष आपका आवृष्वण हो गया । है खार्मी ' 
आपका हृदय तो करुणाका समुद्र दे । माछ्म नहीं, मेरा माग्य ही 


क्वितावली ५३९४ 


फोड़ने योग्य हैं अथवा आपदाकोा किसीने मेरा कोई दोष दिखा 
दिया है | हे शाक्र * इस तुल्सीकों कल्कालने व्याकुछ कर 
दिया है; आप इसकी प्राथनापर ध्यान क्यों नहीं देते ? 
खायो कालकूटु, भयो अजर अमर तनु, 
भवनु मसानु, गथ गाठरी गरदकी। 
डमरू कपालु कर, भृषन कराल ब्याल, 
बावरे बड़ेकी री बाहन बरदकी ॥ 
तुलसी बिसाल गोरे गात बिलसति भूति, 
मानों हिमगिरि चारु चाँदनी सरदकी | 
अथे-धर्म-काम-मोच्छ बसत बिलोकनिमें 
कासी करामाति जोगी जागति मरदकी।।१५८॥ 
( महादेवजीने ) काल्कूट विष खाया था, किन्तु उनका 
शरीर अजर-अमर हो गया | अब टइमशान ही उनका निऋसस्थान 
है ओर भस्मकी पोट्छी ही उनकी सम्पत्ति हे | हाथमें डमरू 
और कपाछ हैं, मयंकर सर्प ही उनके आभूषग हैं तथा उस 
अत्यन्त बावले महादेवकी बेंलकी सवारीपर ही बड़ी रीझ ( रुचि ) 
है । तुल्सीदासजी कद्दते हैं---उसके अति विशाल गौर शरीरपर 
विभूति झुशोमित है । सो ऐसी जान पड़ती है मानो हिंमाल्य 
पर्वतपर शरत्कालीन चन्द्रिका छिटक रही हो । अर्थ, धमे, काम 
और मोक्ष--ये तो उसकी दइशमें द्वी विराजते हैं, उस मद योगीकी 
करामात काशीर्मे प्रकट द्वो रही है । 
: पिंसल जटाकलापु माथेवें पुनीत आपु, 
.. पावक नेन्ा प्रताप अपर चस्त हैं। 





45 उचचचरकामण्ड 


लोयन बिसाल लाल, सोहें बालचंद्र भाल 

कंठ कालकूट, ब्याल-भृषन घरत हैं | 
सुंदर दिगंबर, विभूति गात, माँग खात, 

रूरे सूंगी पूरें काल-कंटक हरत हैं। 
देत न अघात रीक्षि, जात पात आकदीके 

मोरानाथ जोगी जब ओढर दरत हैं ॥१५९॥। 


उनका जयजूट पिंग्लकर्ण है, मस्तकपर परमपवित्र गद्ली- 
जल घसुशोमित हैँ | तथा उनके नेत्रस्थित अम्निकी ज्योति उनकी 
भौंद्दोपर दमकती हें । उनके नेत्र विशाल और अरुणवर्ण हैं. 
छ्लाटपर द्वितायाका चन्द्र शोमायमान हैं, गलेमें काल्कूट विष हैं. 
तथा वे सर्पोके आनृषण धारण किये हुए हैं | उनका अति घुन्दर 
दिगम्बर त्रेष है और वे शरीरमें भस्म रमाये रहते हैं, माँग खाते 
हैं तया सींगका मनोद्वर शब्द करके काल्खूपी कण्टकको निद्ृत्त 
कर देते हैं | जिप्त समय वे मोल्यनाथ योगी बेतरदह प्रसन्न होते हैं 
उस समय वे देते-देते अघाते नहीं और स्वयं आकके पत्तोंसे ही 
रीझ जाते हैं | 


देत संपदासमेत श्रीनिकेत जाचकनि, 

भवन बिशृति-भाँग, बृषम बहनु है। 
नाम बामदेव दाहिनों सदा असंग रंग 

अड्डे अंग अंगना- अनंगकों महनु है | 
तुल्सी महेसकों श्रमाव मावहीं सुगम 

निगम-अगमहको जानिबो गदनु दे। 


कवितावली २०६ 
भेष तो मिखारिकों भयंकररूप संकर 
दयाल, दीनवंधु दानि दारिददहलु है ॥१६०।॥| 
जा. मॉगनेवालोकोी संम्य्तिसह्ठित श्रीसम्यक्ष - अथया 
ख्््मीजीका भवन अर्थात्‌ बरेकुण्ड , भवन देते हैं; किन्तु जिनके 
घरमें केवल विभूलि ' भस्म . और माँग है और चढ़नेके लिये 
मिनके बेलकी सवारी हैं, जिनका नाम तो 'वामदेव' है, किन्तु जो 
सर्वदा सबको दाहिने / अनुकूछ ) रहते हैं, सदा असंग ( निर्लेपता 
का ठाट रहनेपर भी जिनके अर्घाइ्रमे पावंतीजी रहती हैं तथा जो 
कामदेवका मथन करनेवाले हैं | तुल्सीदासजी कहते हैं---उन 
श्रीमहादिवजीका प्रभाव माव / भक्ति ) से ही सुल्म है, नहीं तो 
वेद-शास्रके लिये भी उसका जानना अत्यन्त कठिन है | उनका 
वेष तो मिक्षुकोंका-सा है तथा रूप भी बड़ा मयानक हैं, किन्तु वे 
श़छ्ूर ( कल्याण करनेवाले ), दीनबन्धु. दयामय, दानिशिरोमणि 
तथा दारिदथका नाश करनेवाले हैं | 


चाहे न अनंग-अरि एको अंग मागनेको 

देवोई पे जानिये, सुभावसिद्ध बानि सो । 
बारि बुंद चारि त्रिपुरारिपर डारिये तो 

देत फल चारि, लेत सेवा साँची मानि सो ॥ 
तुलसी भरोसो न मवेस भोरानाथको तो 

कोटिक कलेस करो, मरों छार छानि सो । 
दारिद दमन दुख-दोष दाह दावानल 

दुनी न दयाल दूजो दानि खलपानि-सो ॥१६१॥ 
मदनमथन भगवान्‌ शा्भूर मॉँगनेवालेसे [ घपोडशोपचारमेंसे | 


70०3 उचरकाण्ड 





किसी भी अंगकी इच्छा नहीं करते; वे तो केवल देना ही जानते 
हैं, यह उनकी खभावसिद्ध आदत है, यदि उनपर पानीफी चार 
बंद भी डाल दी जाये तो उसे ही ते सच्ची सेवा मान छेते हैं 
और उसके बदकेमें चारों फल ३ डालते हैं | तुख्सीदासजी कट्से 
हैं--/यदि तुम्हें किस्नेश्व मगवान्‌ मोछानाथका भरोसा नहीं है 
तो भले ही करोड़ों केश करों और खाक छान-छानकर मर जाओ 
! प्ले कुछ पड़नेका नहीं 5: संसारमें शूलपाणि श्रीमहादेवजीके 
समान दास्ियकों दूर करनेवाठा तथा दुःख और दोषादिका 
द्षन करनेके लिये दावानल्रूप कोई दूसरा दयालु दानी नहीं हे | 


फाहेकीो अनेक देव सेवत जागे मसान, 

खोवत अपान, सठ ! होत हटि ग्रेत २ | 
काहेको उपाय फोटि करत, मरत घाय, 

जाचत नरेस देस-देसके, अचेत रे॥ 
तुलसी प्रतीति बिनु त्यागे तें प्रयाग तनु, 

धनदीके हेत दान देत कुरुखेत रे | 
पात दे धत्रेके दे, मोरें के, मवेससों, 

सुरेसहुकी संपदा सुभायसों न लेत रे ॥१६२॥ 


अरे अनेक देवताओंकी उपासनामें छगा रहकर मशान 
क्यों जगाता है : अरे मूल ! इस प्रकार त्‌ अपनी प्रतिष्ठा खोकर 
आग्रहपूवक प्रेत क्‍यों बनता हैं ? अरे अब्ञानी ! तू करोड़ों उपाय 
करके दौइ-दौइकर क्यों मरता है? तथा देश-देशके राजाओंसे 
क्यों याचना करता फिरता है ? तुल्सीदासजी कहते हैं-बिना 
विश्वासके ही तू प्रयागमें देइत्याग करता दे । तथा पनके छिये 


कंबितावली २८८ 


द्वी तू कुरुक्षेत्रमं दान देता हैं ' [ उससे भी तुझ क्या छाम होगा: 
अरे ! भवनाथकों दो धव्रेके पत्ते देकर और इस प्रकार उन्हें 
भुठावा देकर उनसे सहजही में इन्द्रकी सम्पत्ति क्यों नहीं ले लेता ! 


स्यंदन, गयंद, बाजिराजि, भले, भले, मठ, 
घन-धाम-निकर करांनहें ने पूज बच । 
बनिता बिनीत, पूत पावन सोहावन, ओऑ 
बिनय, बिवेक, विद्या सुभग सरीर ज्व ॥ 
इहोँ ऐसो सुख, परलोक सिवलोक ओक, 
जाको फल तुलसी सो सुनो सावधान हे । 
जानें, विनु जानें, के रिसानें, केलि कबहेक 
सिवहि चढ़ाएं हेंहें बेलके पतोवा दे ॥१६३॥ 
जिसके यहाँ रथ, हाथी और धोड़ोंकी कतारें लगी हुई हैं, 
अच्छे-अच्छे योद्धा तथा घन-धामकी भी अधिकता है और जिसकी 
करनीको भी कोई नहीं पहुँच सकता; जिसकी ञ्री अत्यन्त बिनीत, 
पुत्र बड़ा सदाचारी और सुन्दर तथा जिसे विनय, विवेक, विदा 
और सुन्दर शरीर प्राप्त है । तुब्सीदासजी कहते हैं--इस प्रकार 
उसे जो यहाँ ऐसा छुव प्राप्त है और परछोकर्में शिवलोकमें स्थान 
मिल्ता हैं, यह सत्र फल जिस कमका है उसे सावधान होकर 
सुनो--उसने जानकर, बिना जाने, रूठकर अथवा खेल्में ई। 
किसी समय श्रीमहादेवजीपर बेल्के दो पत्ते चढ़ा दिये होंगे 


रति-सी खनि, सिंधुमेखठा अवनि पति 
*. ओनिप अनेक ठाढ़े हाथ जोरि हारि के | 
सैंक्द देखि लाज सुरराज्हक 





29%, “ इत्तरकाण्ड 


सुख सब विधि विधि दीन्हे हैं सॉरि के | 
: इृद्ों ऐसों सुख, सुरलोक सुरनाथपद, 
उाको फल तुछसी सो कदगो बिचारि के । 
आकके पतावा चारि, फूल के धत्‌रके 5 
दीन्हे हंढे बारक पुगरिरर डारिके ॥?5६४॥ 
जिसके रतिके समान सुन्दरी ख्री हैं, जो आसनुद सूमण्डक- 
का अधियति है, जिसने परास्त होकर अनेकों राजालंग हाथ 
जोड़े खड़े रहते हैं, जिनको सम्पत्ति और सान-समाजकों दे व- 
कर देवराज़ इ्कों मा लजा हादी है; इस प्रकार जिनसे विवताने 
सभी प्रकारके छुत्र जुत़कर दिये हैं । जिये इस स्येकय रेसा 
छुव है और परलोकर्मे इडपद प्राप्त होता हैं, उते यह सत्र जिस 
कमंका फुल मिला है, उसे तुलमादास विचरकर बढ़ता है-- 
उसने या तो आकके चार पत्ते अथत्रा दो घर्रेके छठ एक बार 
मद्भादेवजीपर डाल दिये हांगे | 


देवसरि सेवा बामदेत गा रायरेहीं 
नाम रामहीके मागि उदर भरत हों 

दीबे जाग तुलमी न लेत काइको कठक, 
लिखी न माई भाठ, पोच न कंस हों ॥ 

एते पर हूँ जो कोऊ गारों हूं जार करे 

ु ताऊा जार, दव ! दान द्वार मुदरत दे | 

पाई के उराइनों उगाइनों न दीजो मोहि, | 
काउकठा कासोनाथ कई नियरत हाँ ॥? ६५॥ 


है श्रीमद्वादितजी ! में आपकद्वीका पुरामे र्कऋ अब जंका 
कृ० १४--- 


- कवितावली ३३० 


सेवन करता हूँ तथा रामके नामपर टुकड़े माँगकर पेट भरता 
है | यह्द तुछ्सी कुछ देने योग्य नहीं है, तो किसीका कुछ छेता 
भी नहीं; भलाई तो मेरे माग्यमें ही नहीं लिखा, परन्तु मैं कोई 
बुराई भी नहीं करता | इतनेपर भी यदि कोई व्यक्ति आपका 
' भक्त कहछाकर भी मुझसे बछात्कार करता है तो उसका वह 
व्रल्प्रयोग दीन होकर आपके द्वारपर निवेदन कर देता हूँ। हे 
काशीनाथ . : मेरे प्रभु श्रीरघुनाथर्जीसे | उलछाहना पाकर मुझे 
उलछाहना मत देना “ कि तुमने मुझे अपने कश्की सूचना क्‍यों 
नहीं दी | | इसलिये में काठकी करतत आपसे कहकर छुड़ी 
लता ह |# 
चेगे गमराइक्रो, सुजस सुनि तेरों, हर ! 
पाइ तर आई रहों सुरसरितीर हों। 
बरामदेव / रामकों सुभाव-सील जानियत 
नातो नेह जानियत रघुबीर भीर हों॥ 
घिभूत बेदन विषम होत, भूतनाथ ! 
तुलसी बिकल, पाहि ! पचत कुपीर हों | 
मारिये तो अनायास कासीबास खास फल, 
ज्याइये तो कृपा करि निरुजसरीर हों ॥१६६॥ 
है शझ्कर ! मैं महाराज रामका दास हूँ, आपका सुयश 
घुनकर आयके चरणोंमें श्रीगड्माजीके तठपर आ बसा हूँ। है 
# गोंसाईजीकी बढ़ती हुईं प्रति देखकर काशके बहुत-से विद्वानों 
. को सहन नहीं हुईं | वे छोग तरह-तरहसे उन्हें कष्ट पहुँचानेका प्रयत्न करने 


ल्में | उस समय गोसाईजीने यह कवित्त रचकर श्रीमहादेवजीफे यहाँ 
फुंरियाद को | 


श्र उत्तरऋाण्ड 


महादेवजी / आप श्रीरघुनाथजीका शील-खमाव और हमारा स्नेह- 
सम्बन्ध तो जानते हीं हैं; में श्रीरामचन्द्रजीसे ही डरता हूँ। 
है मूतनाथ ! मेरे इस आधिभीतिक शरीर बड़ी प्रवछ पीड़ा हो 
रही है, इससे तुल्तादास बहुत व्याकुछ हैं; इस कुश्सित पीड़ासे 
में घुछ्य जाता हूँ, आप रक्षा वीजिये। इससे तो यदि आप मार 
दें तो अनायास ही काशीआसका मुख्य फल प्राप्त हो जाय और 
यदि जिलाना चाहें तो क्या करके मेरा बारेर नीरोंग कर 
दीजिये |[# 


जीवेकी न लालसा, दयाल महादेव ! मोहि, 
माठुम है तोहि, मरिबिईकों रहतु हों । 
कामरिपु | रामके गुलामनिक्ी काम्तरु ! 
.. अवउलंव जगदंब सहित चहतु हों॥ 
रोग भयो भूत-सो, कुद्ठत भयो तु ऊसी को, 
भूततनाथ, पाहि ! पदपंकज गहतु हों | 
ज्याइये तो जानकोरमन-जन जानि जिय॑ँ 
मारिये तो मागी मीचु छथियें कहतु हों ॥१६७॥ 
हैं दयामय महारेवजी , मुझे जीवित रहनेक्री इच्छा नहीं 
है | यह आप जानते ही हैं कि मैं मरनेके ही लिये [ काशांपुरामें ] 
रहता हूँ । हे कामारि ! आप भगवान्‌ रामके दासोंके डिये कल्प- 
वृक्षके समान हैं, में जगन्माता पारवताजीके सहित आपका आश्रय 
चाइता हूँ | [ भररजीकी ग्रेरगासे ] यह रोग भूनकी तरह मेरे 
# एक बार भेरवजीने गोसाईजीकी भुजामें दर्द उत्पन्न कर दिया. 
था | उस समय उन्होंने इन तीन कवि तो द्वारा श्रीविश्वनायड्री प्रार्थना की थी। 


ऋवितावली , 8२ 


दीछे छग गया हैं, जसके वारण सस टुल्सीदास्वों बड़ी व्कष्ट 
हो रहा हैं | अतः है भूतनाथ ! आप रक्षा कीजिये मैं:आपके 
चरणकमल पकड़ता हूँ । यदि मुझे जिलाना है तो जान्कीवहभं- 
का दास जानकर जिलाइये और यदि मारना है तो आपसे साफ- 
साफ कहता हूँ मुझे मुँहमाँगी मौत दीजिये [ अर्थात्‌ ग्रुद्यु तो 
में खयं भी माँगता हूँ; वह मुझे प्रसनतापूत्रक दजिये |। 





भूृतमव ! भवत पिसाच-सूत-अत-ग्रय, 
आपनो समाज सिर आपु नीऊे जानियें | 
नाना वेय, बाहन, विभूषन, बसन, - बांस, 
खानपान बलि-पूजा-बिधि को बखानिये ॥। 
धमके गुटामनिकी रीति, प्रीति छधी सब, 
सबसों सनेह, सवहीको सनमानिये | 
तुलसीकी सुधरे सुधारे भूतनाथद्वीके ““ 
मेरे माय- बाप गुरु संकर-भवानिये ॥१६८॥ 
हे पत्च महाभूतोंके कारगखरूप शिवजी ! आपको भूत, 
प्रेत एवं पिशाच प्रिय हैं, आप अपने संमाजंको अच्छी तरह 
जानते हैं । उनके. वेष, बाइन, आम, वेंबे,:अनिर्वांसस्थान, 
खान-पान, बलि और. पूजाब्रिंधि अनेक ग्रंकारके हैं, . उनकी कोन 
बंण्न॑ कर सकता हे : रामके दासोंका >यंब्दार ओएं प्रम ज्ली 
सीघा-सादा होता है, वे समीसे प्रेम रखते .हैं और संभीका 
समान बरते. हैं. । [ अतः मेरे व्यवद्धारसे -मेरा सम्मान5खढ़ा 
'देबंघंए .जो- भेरजीने मुझे - दण्ड दिया है; उसमें मरा क्या अपराध 
हैं) अब तुल्संदासको बाल तो अामूतनाथके सुगस्नेसे, दी 


ज्श्के है 


राई जु्श्कापु 





छुपरेगी--मेरे माता-पिता और गुरु ठो श्रीशाक्डर और पाश्तीजी 
टी हैं । 
काशी मं महामारी 
गौरीनाथ, भोरानाथ, मत भत्रानीनाथ ! 
विखनाथपुर फिरी आन कडिकाठकी | 
संकर-से नर, गिरिजा-सी नारों कामीवासी, 
बेद कही, सही समियेवर क्राकी || 
छप्तुत-गनेस तें महेसक्रे पियारे लोग 
विकठ विद्ञाक्रियत, नगरी विहाड़ की । 
पुरी-सुबेलि केडि काटत किरात कि 
निटठुर निद्वारिये उघारि डीटि भाठको ॥?६९॥ 
हे पातीपते ! हे भोझनाथ ! है मवानीपते ! इस विश्वनाथ- 
पुरी -काशामें आज कलिकाठ्की दूहाई फिरी हुई है। काशामें 
रहनेंवाले पुरुप शहझ्ुर्ते समान हैं और ब्ियाँ पाउतीजीके सदश 
हैं--रेसा वेदने कहा है और इसपर कृपाइ च-द्वशे वरकी भी सद्ी 
है; किन्तु हे महेश ! आज [ कलिके प्रतापसे | वें छोग जो. 
शझ्ढुरको पडानन और गणेशसे भी प्यारे हैं, बड़े ब्याकुल दीव 
पड़ते हैं, सार काशीपुर्रकों (इस कलिने ) बेहाल कर दिया 
है | यह कलिरूप निष्ठुर किरात आपकी पुरीरष कन्पव्ताओं 
खुलद्दीमें काट रह्दा है। इसे अपने मस्तकरका नेत्र खोलकर देखिये । 
ठाकुर महेस, ठकुराइनि उमा-सी जहाँ, 
लोक-बेद हूँ विदित महिमा ठदरकी | 
बट, .हछुदसयन, .पुत ... गनपति-सेनापति 


कवितावली श्श्ड 


कलिकालकी कुचाल काहू तो न हरकी ।। 
बीसीं बिखनाथकी बिसाद बड़ो बारानसीं, 

वृज्िये न ऐसी गति संकर-सहरकी । 
केसे कहे तुलसी ब्षासुरके बरदानि 

बानि जानि सुधा तजि पीवनि जहरकी ॥१७०॥ 


जहाँके महादेवजी-जेसे खामी और पात्रतीजी-जेसी खामिनी 
हैं तथा ढोक और वेदमें भी जिस स्थानकी महिमा प्रसिद्ध है, जहाँ 
रुद्रके गण ही याद्धा हैं और श्रीपडनन एवं गणेशजी सेनापति 
हैं, वहाँ भी कलिकी कुचाठ्यों किसीने नद्वीं रोका | इस विश्वनाथ- 
की बीसीमें उस वाराणसीमें बड़ा भारी विषाद छाया हुआ हैं; 
शद्भुरके नगरकी ऐसी दुदंशा है कि पूछो मत । वे भस्मासुरको 
बर उनेवाले ठहरे, उनका अमृत छोड़कर वि्र पीनेका खभाव 
जानकर भी तुल्सीदास उनके विपयमे किस प्रकार कोई बात कह 
सकता है £ [ अथत्‌ उनका तो खमभाव ही उल्या है, इसलिये 
नारकी चिन्ता न कर यदि वे कड्युगकों पाले हुए हैं तो कोई 
आश्चय नहीं | ! 


लोक-बेदई बिदित बारानसीकी बड़ाईं 
बासी नरनारि इस-अंबिका-सरूप हैं। 

. कालनाथ कोतवाल, दंडकारि दंडपानि, 
समासद गनप-से अमित अनुप हैँ॥ 

तद्दोंऊ कुचालि कलिकालकी कुरीति, कधों 
द्ानत न मूढ़ हों भूतताथ श्रूप दें । 


4.8 इत्तरकाण्ड 


फलें फूलें फैडें खड, सींदें साधु पल-पल 
खाती दीपमालिका, ठठाइयत स्प हैं ॥१७१॥ 


. का्शीका महत्व छोक और वेद दोनोंमें प्रसिद्ध है | यहाँके 
निवासी श्रीशड्डर और पार्वर्त रूप हैं | ऋल्मेस-जेंसे तो यहाँके 
कोतवाल हैं, दण्डपाणि भेख-जेसे दण्ड देनेवाले जज हैं तथा 
गणेशजी- जैसे अनेकों अनुपम समासद्‌ हैं । किन्तु कुचाढी कल्युगने 
वहाँ भी अपनी कुचेश नहीं छोड़ी ! अथत्रा वह मूज जानता नहीं 
कि यहाँक्के राजा साक्षात्‌ सूतताथ हैं | आजकल सत्र बातें उल्टी 
देखनेमें आती हैं : दुष्ट छोग तो खूब फ़छते, छलते और फेडते हैं 
तथा साघुजन पल-पलमें दुःख उठाते हैं; जले कहावत हँ--थी तो. 
खाय दीवमालिका और दूसरे दिन टोंका जाता है सूप । 


पंचकोस पुन्यकोस स्थास्थ-परार्थको 
दानि आपु आपने सुपास बास दियो है । 
नीच नर-नारि न सभारि सके आदर, 
लहत फल कादर विचारिजो न कियो है ॥! 
बारी बारानसी विन्नु कहे चक्रपानि चक्र, 
मानि हितहानि सो मुरारि मन मियों है । 
रोसमें भरोसो एक आसुतास कहि जात 
बिकल बिलोकि लोक कालकूट पियो है॥१७२॥ 


पाँच कोसके बीचमे बसा हुआ काशीक्षेत्र पुण्यका खज़ाना 
और खार्थ-परमार्थ दोनोंका साधक हैं---यह जानकर आपने यहाँके 


कवितावली श्श्द 


निव्रासियोंक्ो अपने पाह्थमें बसाया है, विन्तु नीच स्री-पुरुष इस 
आदरग्को सह् नहीं सकें; इसलिये उन्होंने जो बम विचारवर नहीं 
किये उन्हींका फल वे कायर लोग भोगते हैं | विग्तु यह कल्काल 
आप्रसे भय- नहीं मानता, यह बड़े आश्रय्की बात है। देविये,. 
छुदहन चक्रने भगवान्‌ क्ृष्णके त्रिना कहे ही. [ मिथ्यात्रासुदेव 
पीए्डूकका वत्र करनके .अनन्तर, ] काशीको जढ्य दिया था [उसमें 
यद्मपिं श्रीक्ृषष्णका- को अपराध नहीं था तो भी ] आपके प्रेमक्ी 
हाति जानकर उनके चित्तमें बड़ा ही संकोच है [ फिर बेच:स कि. 
तो किस खेतकी मूली है ] देवका कोप होनेपर तो एकमात्र आप 
आंशुतोपका ही भरोसा कद्दा जाता है, क्शक्ति छोकोंको. व्याकुल 
देखकर आपकढ्,ने तो कालछ्यूट विष पिया था | 


रचत बिरंचि, हरि पाऊत, हरत हर, . 
तेरे हीं प्रसाद 5ग, अग-ज्ग-पालिके | 

तोहिमें विकास बिख, ठोहिमें बिलास सब,. 
तोहिमें सझ्ात, मातु भूमिधरबालिके ॥ 

दीज अवलंब, -5गदव ! न बिलंब को5, क्‍ 
करुनातरंगनी . क्रपा-तरंग-साल्किे | 

रोप महामारी, परितोंप महतारी दुनी 
देखिये दुखारी, मुनि-मानस-मरालिके ॥१७३। 


:+- है चराचरका पाटन करनेत्राली माता पाव॑ती ! तेरी ही 
झकाड़े. जक्काजी, सुशिकी -रचना करते हैं, -.विष्णु: ,:पार्छब 





र१ऊ लैशसकाएंड 


करते हैं. और महादेवजी संहार करते हैं। सारे विश्वका तेरे में 
विकास होता है, तेरेहीमें उस्की थिति हैं और फिर नेरेह्ीमें उसका 
लय होता है। है जगज्तनों ! तुम क्ृप्रा-टरड्राबछिते विनूषित 
करुगामग्री सरिता हो | तुम देरी न करके मुझ आश्रय दो। हे 
मुनिमनमानसमराल्कि ! कुपित होनेपर तुम महामारी हो जाती हो 
और प्रसन्न होनेपंर तुम्हीं संसारक्ती साक्षात्‌ जननीखख्पा हों; अतः 
अब तुम कृपाइंशिसे हम दुश्ियोक्री ओर देखो । 
निपट बसेरे अध-ओगुन घनेरे, नर- 
नारिऊ अनेरे >गदव ! चेरी-चेरे हैं | 
दारिद-दुखारी देबि भूमुर मिखारी-म.रु 
लाभ माह काम काह कॉल्सल घर है ॥ 
लोकरीति राखी राम, साखी बामदेव ज्यन 
ह ज्नकी बिनति मान मातु | कहि मेरे हैं | 
-: 'महाप्तारी महेसानि ! महिमाकी खानि, माद- 
५ मंगलकी रासि, दास कारसीवासी तेरे हैं ॥१७४॥ 
हे जंगन्मातः ! यहाँके अन्यायी नर-रारी यद्यपि पाप और 
अंबगुगोंके पूरे नितरासस्थान हैं तो भी वे हैं तेरे ही दास-दासी | हे 
देविं ' वे दरिद्रताके कारण अत्यन्त दुवी हैं; ब्राह्मण लोग मिवमंगे 
और बड़े डरपोक हो गये है; इसलिये टोम, मोह, काम और क्रोघ- 
रूप कलिकटुपने उन्हें घेर लिया हैं। देख, भगत्रान्‌ रामने भी 
[ अपनी प्रजाके गुण-दोषोंकी ओर दटि न देकर ] डोकमयोदाकी 
रक्षा की थी, इसमें खय॑ श्रीमहादेवजी साक्षी हैं---रेसा जानकर हे 
मात: ! इस दासकी प्रार्थनापर ध्यान देकर एक .बारः ऐसा कढ्ठ दे 


फवितावली श्श्८ 
कि थये सब मेरे हैं | ह महामारी ' है महिमाकी खानि एवं मंगल 
और आनन्दकी राशि महेश्वरि ! ये काशीवासी तेरे ही दास हैं | 
लोगनिकें पाप कंधों, सिद्ध-सुर-साप केधों, 
कालके ग्रताप कासी तिहूँ ताप तह है । 
ऊँचे, नीचे, बीचके, घनिक, रंक, राजा, राय 
हठनि बजाह करि डीठि पीठि दह है ॥ 
देवता निहोरे, महामारिन्ह सों कर ऊोरे, 
भोरानाथ जानि मोरे आपनी-सी ठई है । 
करुनानिधान हनुमान वीर बलवान / 
जसरासि जहाँ-तहाँ तेंहीं छटि लड़ है ॥१७५॥ 
न जाने छोगोंका पाप है अथत्रा सिद्ध और देवताओंका शाप 
है या समयका ग्रताव है, जिसके कारण काशी तीनों तापोंसे तप 
रही है | इस समय ऊँच, नीच, मध्यम श्रेणीके छोग, धनी, निर्धन, 
राजा और राव समीने हृठपूत्रक, खुल्लमखुल्ल, सब कुछ देखकर भी 
पीठ फेर छी है। देवताओंकी प्राथना की और महामारियोंकोीं भी हाथ 
जोड़े; परन्तु इन्होंने भोत्नाथकों सीथरा-सादा जानकर मनमानी ठान 
रक्‍्वी है | हे करुणानिवान, बच्वान्‌, वीर हनुमानजी ! जहाँ-तहाँ 
आपद्दीने यश्ञकी राशि छूटी है । अतः आप ही यहाँके ओगोंका भी 
दुःख दूर करके यशखी होइये | । 
संकर-सदर सर, नरनारि बारिचर 
विकल सकल, मद्ामारी माजा मह दे। 


र्श्र उत्तरकाण्ड 


अातकाक्रडपा॥भाकाकासतर पार्क, 


उछरत उतरात हहरात मरि जात, 
ममरि भगात जल-थल मीचुमई है।। 

देव न दयाल, महिपाल न क्ृपालचित, 
बारानपीं बादृति अनीति निव नई है । 

पाहि रघुराज | पाहि कपिराज रामदूत ! क्‍ 
रामहकी विगरी तुहीं सुधारि लई है ॥१७६॥ 


इस शित्रपुरीरूप सरोवरक्रे नर-नारीरूप समस्त जलूचर बड़े व्याकुल 
हैं; यह महामारी उनके लिये माजा# हो रही है | वे उछठ्ते हैं, 
नैरते हैं, घवड़ाकर भागते हैं ओर हाय-हाय करके मर जाते हैं | इस 
प्रकार सारा जछ-थल प्रृत्युमय हो रहा हैं| इस समय देवताछोग 
दया नहीं करते तथा राजाछोग भी कृपाइुचित्त नहीं हैं | अतः 
ब्राराणसीमें नित्य-नवीन अन्याय बढ़ रहा हैं। हे रघुराज ! रक्षा 
कीजिये | है वानरराज हनुमानजी ! रक्षा कीजिय; भगवान्‌ रामकी 
ब्रात बिगइनेपर भी आपदहीने उसे सँताला था . अत: यहाँ भी आप 
ही कृपा कीजिये | | 


एक तो कराल कलिकाल म्ल-मूल, तामें 
'कोढ़मेंकी खाजुसी सनीचरी हे मीनकी | 
बेद-धर्म दूरि गए, भूमि चोर भूप मणए, 
साधु सीयमान जानि रीति पाप पीनकी ॥ 
दबरेको दूसरो न द्वार, राम दयाधाम : 
रावरीएे गति बल-बिमव बिद्दीन की। 


जनले.. जवतक कोनकनिक, 


# जलचरोंमे ह्वोनेबाला एक प्रकारक्ा रोग | 


कवितावटी - श्ह्कः 


ला+गी पे लाज वा विराजमान बिरुदहि, 
महाराज ! आजुद्धां न देत दादि दीनकी ॥१ ७७॥ 


एक तो सारे दुःखोंका मूलभूत यह भयंकर कलिकाल और 
उसमें भी कोइमें खाजके समान मीनराशिपर शर्नेश्वर्की स्थिति है | 
इसीसे इस समय वेद-बर्म तो ठुप्त हो गये हैं, छुटेरे ही राजा हो गये 
तथा बढ़ें हुए पापवी गति देबकर साधुजन दुखी हैं। हे दयाधाम 
भवन सम .. दुबछ पुरुषोंके डिये कोई दूसरा द्वार नहीं है बल- 
वंधवशून्य पुरुषाकों तो एकमात्र आपकी ही गति है | है महाराज ? ' 
यदि इस समय आपने इन दीनोंकी सहायता न की तो आपके उस 
: सर्वोपरि ) विराजमान विरदकों रजित होना पड़ेगा । 
विविध 
रामनाम झातु-पितु, खामि समरथ, हितु, 
आस रामनामकी, भरोसों रामनामकों । 
प्रेम रामनामहीसों, नेम रामनामहीको, 
ऊना ना मरम पद दाहिनां न बामकों || 
सारथ सकठ परमारथका रामनाम, 
रामनाप हीव तुठ्सी न काह कामको । 
रामकी सपथ, सरबस मेरें रामनाम, 
कामधेनु-कामतरु मोसे छीन-छामको ॥|१७८॥ 
रामनाम ही मेरा माता-पिता है, वही मेरा समर्थ खामी और 


हितकारी है; मुग्ने रमनामसे हा सब ग्रकाएकी आशा है और राम- 
नामका ही भरोसा है । .रामन्फसे.. डी... मेरा. प्रेम. है.और दामनाम 


2२४ 'इ्संस्काध्ड 


>अपनेका “ही नियम है | [ रामनामक्रे अतिरिक्त | और किसी 
जल छूल-प्रतिकूठ मागका मुझ कोई ज्ञत नहीं है | रामनाम 
ह। मेरे सारे खार्थ और परमार्थकों सिद्ध करनेवादया है, रामनामके 
बिना तुलसीदास किसी कामका नहीं है | मैं रामकी शपथ कस्के 
कहता हू-रामनाम ही मेऱ! सबंध है और वहीं मेरे-जे से दीन- 
'दुत्नछके लिये कामचेनु और कन्पवृक्षके समान है । लत 


मारगं मारि, महीसुर मारि, कुमारण कोटिकके धन लीयों-। 
सकरकापसा पापका दाम परीच्छित जाहिगा जारि के है या ॥ 
कासाम क्रटक जेते भयरे ते गे पाइ अबराइ के आपनो कीयो। 
आजु कि कार्ड परों कि नर्गे जड जाहिंगे चाटि दिवारीको दीयो॥ 
जिन लोगोने पथिककों छटकर अथग्रा ब्राह्मगोंको मार 

( सता ) कर करोड़ों कुमानोंप्ते घन एकत्रित क्रिया है उनका 
वह धन भगवान्‌ शझरके कोपसे हृदयकों जलाकर जायगा--- 
यह बात खूब पर्ाक्षा की हुईं हैं | काशीमें जितने कण्थ्क ( पापी ) 
हुए हैं वे अपनी करनीका भरी प्रकार फल भोगकर नष्ट हो गये 
हैं. ।- ये सब्र भी आज; कछ, परसों अथवत्रा नरसों दिव्ाालीका दिया 
चाटकर जायगे ही [ कहते हैं . दीपावलीका दीया चोट्कर सर्प 
चंले- जाते हैं, झ्रिरः वे - दिखायी- नहीं देते | इस्ती प्रकार ये पापी 


ह१हनाए |औजहन् है ऑल्यइ० 


टॉंग भी ऐसे नष्ट छोंगे कि इनका कोई वता नेहीं चलेगा | 


कुंकमरंग- सुअंग जितो, म्ुखच्दसों ्ंदर्सो - होड़;पड़ी है 
घालत बोल समृद्धि चुने, अअलोकत सोच-जिषाद हरी>डे# 
गीरी <क्रि- मंग विहंगिनिवेष, कि मंजुल मुरति मोदमरी -है | 
पेखि सप्रेंम पयान समे सत्र सोच विमोचन छेमकरी देकश्टब्या 


कंवितावंली : ४११३१ 


जिसने अपने दरीरकी आमभासे कुंकुमको जीत बलिया है 
तथा जिसका मुखचन्द्र चनद्धमासे होड़ बदता है, जिसके बोलनेमें 
सब प्रकारकी समृद्धि चूने छगती है और जो देखते ही सत्र 
प्रकारकी चिन्ता और खंदकों हर लेती हैं; यह पक्षिणीके वेषमें 
साक्षात्‌ गोरी हैं या गड्ढा : अथत्रा आनन्दसे परिपूर्ण किसी अन्य 
देवकी मनोहर मूर्ति हैँ | इस क्षेमकरी ( छाछ रंगकी चील्द ) 
को कह्टीं जाते समय प्रेमपूत्रंक देखा जाय तो यह सब ग्रकारके 
शोकोंकी निदृत्ति करनेत्राली होती हैं । 
मंगलकी रासि, परमारथकी खानि ज्ञानि 
विरचि बनाई विधि, केसव बसाई हे । 
प्रलयहूँ काल राखी इलपानि घलपर, 
भीचुबस नीच सोऊ चाहत खसाई है ॥ 
छाडि छितिपाल जो परीछित भए कृपाल, 
.. भलो कियो खलको, निकाई सो नसाई है | 
 पाहि हनुमान ! करुनानिधान राम पाहि ! 
कासा-कामधेनु कलि कुहत कमाई हैं ॥१८१॥ 
विधाताने काशीकों मड्रडकी राशि और परमाथकी खानि 
जानकर रचा है और अ्र॑विष्णु भगवानने उसे बसाया है । प्रढ्य- 
काछमें भी भगवान्‌ शझ्लूरने उसे अपने त्रिशूछपर रखकर बचाया 
था, उसीको यह मृत्युके वशीभूत हुआ नीच कलि गिराना चाहता 
है | महाराज परीक्षितने इसे छोड़कर इसपर कृपा की और इस 
दुष्कां भला किया; उस उपकारको इसने भुछा ही दिया। है 
हनुमानजी ! रक्षा कीजिये; हे करुगानिधान भगवान्‌ राम | बचाइये; 
यहद्द . कुलिरूप कक्षाई काशीरूप कामघेनुको मारे डालता है । . 





श्र्दर 


विरची बिरंचिक्री, बस॒ति विखनाथकी जो, 
प्रानहू तें प्यारी पुरी केसव कृपालकी । 
जातिरूप लिंगमई अगनित लिंगमयी 
मोच्छ ब्रितरनि, बिदरनि जगजालकी ॥ 
देवी-देव-देवसरि-सिद्ध-मुनिवर-बास 
लोपति बिलोकत कुलिपि मोंडि भालकी ।! 
: हा हा करें तुलसी, दयानिधान राम | ऐसी 
कासीकी कदथेना कराल कलिकालकी ॥|१८२॥ 
जो ब्रह्माजीकी रची हुई हैँ और खयं विश्वनाथकी राजधानी 
है, और जो क्रपामय विश मगवानको पग्रागोंसे भी प्यारी है, वह 
ज्योतिडिड्डमयी और अगगित डिड्ठमबी पुरी मोक्षदान करनेत्राली 
और जगजाढको न2 करनेत्रात्ी है । वह देवी, देवता, छुरसरि, 
सिद्धनन और मुनित्ररोंकी निवासभूमि है और दश्नमात्रसे ही 
अभागोंके छलाटपर ढछिी हुई दुर्भाग्यकी रेखाकों मिय्र देती है, 
ऐसी काशीकी भी इस कलिकालने दुदशा कर रक्‍़वी है जिसे 
देखकर, हे दयानिवरान श्रीराम ! यह तुल्सीदास हाहा खाता है 
[ आप क्ृपाकर इसकी रक्षा कीजिये ] | 


आश्रम-बरन कलि बिबस बिकल भए 
निज-निज मरजाद मोटरी-सी डार दी । 

संकर सरोष महामारिहीतें जानियत, 
साहिब-सरोषप दुनी दिन-दिन दारदी ॥ 

_ नारि-नर आरत पुकारत, सुने न कोऊ, 
काहँ देवतनि मिलि मोटी मूठि मारि दी । 


कवितायली “३२४ 
तुठसी समीतपाठ सुमिरें कृपाल राम - 
समय सुकरुना सराहि सनकार दी ॥१८३॥ 


आश्रम और वर्ग कलिके प्रभात्रते विक्रतन्न हो गये और 
सबने अयनी-अपनो मय्ादकों भारखरूप समझकर त्याग दिया | 
शित्रजीका कोप तो महामारीसे ही प्रकः है, खामीके कुपित 
होनके कारग ही संसारका दारिद्िब दिनों दिन बढ़ता जाता है। 
ख्नी-पुरुप सत्र आते होकर पुझारे हैं, किन्तु उनकी पुकार कई 
नहीं सुनता | [ माठम होता है] क्िन्हीं देवताओंने मिलकर 
मूठ चंदा दी थी ( अमिचारका प्रधोग किया -था ); किन्तु 
भयमतोंकी रक्षा करनेवाले कृपाहु श्रीरामकों स्मरण करते डी 
हांने अपनी कहगाकी प्रदाता करके उसे समयपर अपना: काम 
करनेका संक्रेत कर दिया [ जिससे वह बीमारी बांत-दी-बातमें 
चर्ली- गयी | । | 








कुछ प्रतियोंमें १७७ उन्‍न्दे ही मिलते हैं । काशी-नागंरोंप्रचारिणी 
सभाकी उतिमें १८३ छउन्द हैं | अंतः १८३ हन्द रखें गये हैं | 


